सूरतुल अनकबृत-२९ भाग-२१ 


४६. और अहले किताब के साथ बहत अच्छे 
तरीके से वाद-विवाद करो,' हि सिवाय उन के 
साथ जो उन में ज़ालिम हैं| और साफ़ एलान 
कर दो कि हमारा तो उस किताब पर भी ईमान 
है, जो हम पर नाजिल की गयी है और उस पर 


भी जो तुम पर नाज़िल की गयी । हमारा- 
तुम्हारा रब एक ही है, हम सब उसी के 


फ्ररमाँबरदार हैं | 


४७, ओऔर हम ने उसी तरह आप की तरफ़ 
अपनी किताब नाज़िल की है, इसलिए जिन्हें हम 
ने किताब अता की है, वे उस पर ईमान लाते 
हैं? और उन में से कुछ उस पर ईमान रखते हैं, 
और हमारी आयतों का इंकार केवल काफ़िर ही 
करते हैं | 

४८. और इस से पहले तो आप कोई किताब 
पढ़ते न थे, और न किसी किताब को अपने 
हाथ से लिखते थे कर आ कि यह असत्य (बातिल) के 
पुजारी लोग ब्क ओर जुब्हे में पड़ते | 


४९. वरन्‌ यह (क्ररआन) तो रौशन आयतें 
(सूत्र) हैं जो आलिमों ज्ञानियों) के दिल में 
महफ्रूज हैं।' हमारी आयतों को इंकार करने 
वाला सिवाय जालिमों के कोई दसरा नहीं | 

५०. और उन्होंने कहा कि इस पर कछ निश्वानियाँ 
इसके रब की तरफ़ से क्‍यों नहीं उतारी गयीं | 
(आप) कह दीजिए निशानियाँ तो सभी अल्लाह के 
पास हैं मेरी हैसियत तो केवल वाजेह तौर से 
सचेत (आगाह) कर देने वाले की है | 






अं नाकजत हु प कर क (26 नह नॉडा 
5०“ ९2७५ 9 ५८५४४ ४६६४५ 
ल्‍नःजीज़ली 2 


7 कट (£:।[$/ 5 5.8 $ ४७5 4 >> +* 5 ६ 
७0०५ ५५५५ $.७&-१।५४ ८८५). ५॥ 
मी ली | ॥ ५६७) ॥ नकु९९८ ला नो. *ी. कड़ी (कक | ग #|] 
०००५ .>6)) ), ९०) ,०। 9 ५०. | 8 /3)| 


#” 98. 9. | 4 अन>्ट्ल 


(46) ७५३४-०4 ९१४६ 


# एण्ड 3४ (६ (५४ शा नै पड (॥52 हक 
>&०।००३०७०८५४॥४/॥ ७४४४४; 
# हट दे अत चब्न्‍तञए कक ल्‍ह “98 ह5# (| 
4५०८४ ००५५४ ५-23 १५ ०५४५ ८८४० 
(0)5990% ६2५ ५:८८ ५४ 


425६ है £ ४८ कई, ई। १ 5 ८9 + क्र 
४५४ ५:४०2 ५५७ ०2।५:४८:४ ५; 
(0) 0५-४० ०६५॥$ ४५८५८ 


क्र क्र ऑ्ि 2१7! री ४३४ कु ऑ # कुछ “४ ७ हि न] ॥ ७०.) 9८४ 
&५०॥४3 ९१३० 99०० (३ ८-2५ ८._| ७ ()२ 
>५ #># 


हर टू ६२! ॥ 8.0 9 (४ 
(39) ०५५४॥५। ९५.५ ४००५० 


किक ऋतमक 


६5 कक # न ९9५१] कराना नी कमी लन्ड का की (६; 
हो (3 4९ (०5. +) क्न्क 
५५४७० ८५४ ०: ८२! 4.० (५। 9५» ७५ 


' इसलिए कि वे आलिम और अहवमंद हैं, बात को समझने की योग्यता और क्षमता (सलाहियत) 
रखते हैं, इस वजह से उन से बहस और बातचीत में सख्ती और तेजी मुनासिब (उचित) नहीं | 

* इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि (वगैरह) हैं | किताब देने से मुराद है उस के अनुसार 
अमल करना, जैसाकि उसके अनुसार जो अमल नहीं करते, उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी | 

” यानी कुरआन मजीद के हाफ़िजों (गैब याद करने वालों) के दिल में, यह क़्रआन का मोजिजा 
है कि कुरआन मजीद हर्फ़-हर्फ़ दिल में महफ्रूज़ (सुरक्षित) हो जाता है | 





सूरतुल अनकबूत-२९_ .. भाग-२१ 
५१. क्‍या उन्हें यह काफ़ी नहीं कि हम ने आप 
पर अपनी किताब नाज़िल कर दी जो उन पर 
पढ़ी जा रही है | इस में रहमत (भी) है और 
नसीहत (भी) है, उन लोगों के लिए जो ईमान 
वाले हैं | 

५२. कह दीजिए कि मुझ में और 

अल्लाह तआला का गवाह होना काफ़ी 
आकाश और धरती की हर चीजों का जानने 


वाला है, जो लोग असत्य (बातिल) को मानने 
वाले हैं और अल्लाह (तआला) से कफ्र करने | 


वाले हैं, वे बहुत ज्यादा नुक़सान में हैं | 
५३. और 


रहे हैं, अगर मेरी तरफ़ से मुकर्रर वक्‍त न होता, 


तो अभी तक उन के पास अजाब आ चुका होता, 
यह तय बात है कि अचानक उनके अनजाने में 
उन के पास अज़ाब आ पहुँचेंगा | 

५४. ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और 
(इत्मिनान रखें) नरक काफ़िरों को घेर लेने 
वाला है | 

५४५. उस दिन उनके ऊपर-नीचे से उन्हें अजाब 
ढाँक रहा होगा और अल्लाह महान कहेगा कि 
अब अपने बुरे कामों का मज़ा चखो | 

४६. है मेरे ईमानवाले बन्दो! मेरी धरती बहुत 
कशादा है, तो तम मेरी ही इबादत करो | 


५७. हर जान को मौत का मजा चखना है और (>) 


तुम सब हमारी ही तरफ़ लौटाये जाओगे | 


५८. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के 
काम भी किये उन्हें हम यक्रीनी तौर से जन्नत के 


उन ऊंचे मकानों में जगह देंगे जिनके नीचे से | 


नदियाँ बह रही हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे | (अच्छे) 


काम करने वालों का क्‍या ही अच्छा बदला है | 
2/ 38 


| 





लोग आप से अजाब की जल्दी मचा | 





११९ < 9-५०) | 9) %० 


5४2४8: 098 2९86 25 


259 ४५५ ०62० 


बस #» है १5 
५ > ,॥ (2१-०१ ०५८ 


ल्‍लों की कु नीली 4) 


43.५» 22. & 


3८:2६६४७७:६४६४४५ ७४७४ 






का कर 


95 ()2( ९ |६++ ८2 (29५ ९ कक. 


कु 


(52) 2352-25 ,०+ < ५5] हे 4५५ 


री क्क्क् न्न्ज्ॉँ प्री अत छत कीकी.. कु अर हुआ अत 
(र्ड ) ५५ *०2 ७०४५ 
हो किन कर ल्‍ॉलॉज और (४ न 
| 4८8; > ५०9 * ५! ०७७४ ०-६ (5 
(3) 55% ४9,००४ 


नली _ाजॉफरी कुल कुल्हीं 


2 (2 635" 25०५ ०७,५४२ 
(50 ८2,90५ 


है - कृत 


स््न्य (७779 “*€?» (7४ | हर | हम ०9 


॥# #औ आना भक औह# कफ़रना 


5) 0४,5५3 45353 (५४3 »७0०। 


9 ०८7 नमी # 6 १,०0४ 9 (छू. ह 


9४ ८:८० .८। १-५ | | ५८.७ | (2५) 


9७० ५) (कष्ट (७०१९४ 
८९ ढ# 9. ॥[# 2-० # क 


ल्‍ाजी न ही. आय आआ 


(६७ 522«|| (5४ 


58, ८४] »०॥ >-२,००४ *» 3:3 ८:2०) 


भाग-२१ 





सूरतुल अनकबूत-२९ 


५९, वे जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर 


भरोसा रखते हैं | 


६०. और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्कर | 


लादे नहीं फिरते, मे उन सब को और तुम हें भी 
अल्लाह तआला ही रिज्क् अता करता है | वह 
बड़ा सुनने जानने वाला है | 


६१. और अगर आप उनसे पूछें कि धरती और 
आकाश का ख़ालिक्र और सूरज और चाँद को 
काम में लगाने वाला कौन है तो उन का जवाब 
यही होगा कि अल्लाह तआला,' तो फिर किधर 
उल्टे जा रहे हैं | 

६२. अल्लाह तआला अपने बंदों में से जिसे 
चाहे ज्यादा रिज्क (जीविका) अता करता है 
और जिसे चाहे कम, बेशक अल्लाह तआला हर 
चीज का जानने वाला है | 


६३. और अगर आप उन से सबाल करें कि 
आकाश से पानी बरसा कर धरती को उसकी 


मौत के बाद ज़िन्दा करने वाला कोन है, तो | 


बेशक उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह 
तआला | आप कह दें कि सारी तारीफ्रें अल्लाह ही 
के लिए है, बल्कि उन में ज्यादा लोग नाअक्ल 
(निर्बोध।) हैं !? 

६४. ओर दुनिया की यह जिन्दगी तो सिर्फ़ 
मनोरंजन खेल-कूद है, हाँ सच्ची जिन्दगी 
तो आख़िरत का घर है, अगर ये जानते होते | 





हैं) ६)! १%$%६४/ 3:55०2 | ०) १६० 


(59 “४८ सी ॥ै हीं ##.. कील वे हर न्र् 
59) ०५४५४ ०8२) (४१५ |५०५० ८2७० 


ह आह (६; # (० ७ का. तक टॉस 
५७ षय ५७) ०४ ५ 383 (3 2७४५ 
(६ श्र 9 “# ६५5) ८(॥ “*+ 32 हु! (६ न्‍ँ (5$:: 
0) ०2४ (४५ ५०५ 5 2 ४) (७3. 
ब्रूतताक नी नी (55 क़्ड़ू #९*:. का जी. #ीं कन्‍ 
०७५ ७5४० 5०७ (6.७४. 3.8 
(६: हट ही टू आकलन लट |, न्‍ी... ## कु ५ न्‍री न्‍ी 
(७७ ८४ (7५६ /«४५ ०४:५5 
“ताज, क#ऋत कई! प्र श्र 

५6/ (9७५: 

/ हिंड कर [६६ न 52 र आ+औ हट 
52५2 (३2 ५5४ (2 ७३४! 922.4४| 


$ 89 करन 


# न हा (8२ ह, (7 5. 
(6) 22० ५८५5 ८७250 |» ०0 3५६५ 
(6 25,520८229 25:56: (४५ 
है. # .ह# 42 (६६ + जु 
»4३। ६०५ 80» ४ ८2 (2,94५ 


५. 2 #० १ 


् हर [7 हज ९६ १7 2०7 हि 
(छ) ७४४४४ ५५४४ ०५५४४ (४ 


नाल कुकर 


०३५५७ ५४४) ५४)$,&0॥$५५ ६५ 


“५ “४ कर # कल कफ 2 कट िय । “थे ४ ना ५ |  # 
(७) ७४५०४४८॥४2४/७४६०४॥॥5॥ 


' यानी ये मूर्तिपुजक मुसलमानों को सिर्फ़ एकेश्वरवाद (तौहीद) में यक्रीन करने के सबब 
तकलीफ्रें पहुँचा रहे हैं, उन से अगर पूछा जाये कि आकाश और धरती को नास्ति (अदम) से 
पैदा करने वाला और सूरज-चाँद को अपनी परिधि (दायरे) में चक्कर कराने वाला कौन है, तो 
वहाँ यह क्रबूल करने के लिए मजबूर हैं कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है | 

2 क्‍योंकि अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों को, मुर्दों को रब न बनाते, न उन के अन्दर 
यह सलाहियत होती कि अल्लाह तआला को ख़ालिक (स्रष्टा) और पैदा करने वाला और रब 
मानते हुए भी बुतों (मूर्तियों) को संकटहारी (मुशकिल कुशा) और पूज्य समझ रहे हैं | 


3/ 38 





सूरतुल अनकबूत-२९ भाग-२ 


६५. जब यह लोग नाव में सवार होते हैं तो | ८.5 5॥ 2५ ३४ $ ५४: ।६५ 
अल्लाह (तआला) को ही पुकारते हैं उस के | ,, ८24१2 ४६ 8८2३2 
लिए इबादत को ख़ास कर के, फिर जब वह | “*22/0७१०३%४ ५४ 5५८४० 


उन्हें थल (ख़ुश्की) की तरफ़ महफ़्ज ले आता 5) ८/.५ 
है तो उसी वक्‍त शिर्क करने लगते हैं | 

६६. ताकि हमारे .अता किये हुए उपकारों 25504 82225 2१४८ 
(एहसानों) से मुकरते रहें और फ्रायेदामंद होते |... ७ ८५४७::5 


रहें | अभी-अभी उन्हें पता चल जायेगा | 


६७. क्‍या ये नहीं देखते कि हम ने हरम को ५0०४ 50 ८90 ५50०० ५9.2 » 3४ 

अमन की जगह बना दिया, जब कि उन के (०१, 2» ४ ४ (8 0 46६] 
! कर, हब (३) »-2५ ५ ४ |» | ($| ०९2 “>> (7 - 4) 

क्ररीबी इलाक्े से लोग अपहृत (उचक) कर 220:2४८४५ 24:००: 


लिये जाते हैं! क्‍या ये असत्य (बातिल) पर तो #) ७५४९५ 
यक्रीन रखते हैं और अल्लाह (तआला) की 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं | 


६८. और उस से बड़ा जालिम कौन होगा जो | ०४४0७ ५ ४४8 2:28 7-५ 
अल्लाह (तआला) पर झूठा बुहतान लगाये या 


२.46 244 5६ नह 2 ध् द्् 
सह । 

जब हक उसके पास आ जाये, वह उसे झूठ ५० ३७ ५ ५४६ 
बताये, कया ऐसे काफ़िरों का ठिकाना नरक में ७) ८५)४५/ 
न होगा? 

६९. और जो लोग हमारे रास्ते में दुख सहन | ५६2८ 2६,३६४ ८५५॥४४५७८८)॥ 
करते हैं, हम उन्हें अपना रास्ता जरूर दिखा कह &८ है 
देंगे | बेशक अल्लाह (तआला) नेकी करने वालों (6?) ००४२-२४ <» ६60; 
का साथी है !ः 


! अल्लाह तआला उस नेमत का बयान कर रहा है जो मकक्‍कावासियों पर उसने किया है कि हम 
ने उन के हरम को शान्ति वाला बनाया है, जिस के रहने वाले कत्ल और अपहरण, लटमार 
वगैरह से महफ्रूज हैं, जबकि अरब के दूसरे इलाक़े इस तरह की शान्ति-सुरक्षा अमन व 
अमान) से महरूम हैं | लूट और क्रत्ल उन के यहां आम और हर दिन का काम है | 


एहसान से मुराद अल्लाह को ज्ञाहिद मानकर हर नेकी के काम साफ्र दिल के साथ करना, नवी 
& की सुन्‍नत के अनुसार करना, बुराई के बदले एहसान करना, अपना हक़ छोड़ कर दूसरों 
को उन के हक से ज्यादा देना, यह सब एहसान के परिधि (दायरे) में शामिल हैं | 

4/ 38 





7* «०3.० ) »> 


४252 882 





सूरतुर्रूम-३० 
सर: रूम मक्का में नाज़िल हुई, इस में साठ 
आयतें और ६ रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है ! ऑद्रिओ 0४२०) 80 >--३ 


१. अलिफ्र* लाम* मीम * 5 ४५ 
रोमन पराजित मगालब गये न है कक 

२. रोमन पराजित (मगलूब) हो गये | 2) 2१8 22६ 
क्ररीबी धरती और - बह पराजित दर होने ध 9. हद. # १७ 2 ५ १२६३ ६ 9० टू 

३. क़रीबी धरती पर और वह पराजित होने के | ६5५0-०८ ८४,००७ (2.9 ७४6 
बाद क़रीब मुस्तक्विल में ग़ालिब हो जायेंगे | ०2५ ८४१०८ 
(३ / (१३०४० 


५22 # #+2: (7825५) ७. 6 ५2245, कक 
७०2 ५$ (५.७ (72 >* | ५.) १ ५२ 6६०) (3 
छह #>औीर॑ 4५४६ नं कै का 


०५०४० € 2४ ९-५०५०१ ? ०-५ 


४. कुछ सालों में ही, इस से पहले और इस के. 
बाद भी हक़ अल्लाह (तआला) ही का है, और 
उस दिन मुसलमान ख़ुज होंगे | 


५. अल्लाह (तआला) की मदद से, वह जिसकी 
चाहता है मदद करता है, और असल फ्रातेह 
और प्रभावशाली (गालिब) और रहीम वही है | 


६. अल्लाह का वादा है, अल्लाह (तआला) अपने 
वादे तोड़ा नहीं करता, लेकिन बहुत लोग नहीं 
जानते | 


> 
/ 
२ 


45 # “४6 # #१४ ५ 4० 
» (८४ (०१ >४५ ? ८0 «८०५ 
हि. कक #* १४ नॉडी # 
(5 ) ०2१० | 22० १०५ 
६५ ढक डी 


5 [| 9 5 2 98 * है, 
(१०५ ४५०७१ «४ ०००७ १ * 4.0) ८9 


८«6)८४५४ ५२४०9 ३४ 





! रिसालत के जमाने में दो वड़ी ताक़तें थीं, एक फारस (ईरान) की और दूसरी रोम की | पहला 
बयान किया गया मुल्क अग्निपूजक और दूसरा ईसाई यानी अहले किताब था | मक्का के 
मूर्तिपूजकों की हमदर्दी ईरान के साथ थीं, क्योंकि दोनों अल्लाह के सिवाय दूसरों के पुजारी थे, 
जबकि मुसलमानों की हमदर्दी रोम के इसाई राज्य के साथ थीं, इसलिए कि इसाई भी 
मुसलमानों की तरह अहले किताब थे | वहयी और रसूलों पर ईमान रखते थे, उनकी आपस में 
ठनी रहती थी | नवी & की नबूअत के एलान के कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ईरान का राज्य 
(मुल्क) रोम के इसाई राज्य के ऊपर विजयी (फ्रातेह) हो गया, जिस पर मूर्तिपूजकों को ख़ुशी 
हुई और मुसलमानों को दुख हुआ, उस मौक़ा पर कुरआन की ये आयतें नाजिल हुईं, जिन में ये 
भविष्यवाणी (पेश्वीनगोई) की गयी कि कुछ साल के अन्दर रूमी दोबारा विजयी हो जायेंगे और 
विजयी पराजित और पराजित विजयी हो जायेंगे | 

5/ 38 





सूरतुर्रूम-३० भाग-२१ | 708 





७. वह तो (केवल) दुनियावी ज़िन्दगी के जाहिर है) ३.५४ (2 52४ ८»०८ 
को (ही) जानते हैं, और आख़रित से तो बिल्कुल 7८295 :25..& ४; 

बेखवर हैं शक 22 (९) >> । (७ ह 
ही नेखबर हैं | ० (0१५७७ ०-० ४220४ ७० 
८. क्या उन लोगों ने अपने दिल में यह गौर नहीं |>५-४40॥65 ७%५.०8४& 7; 


किया कि अल्लाह (तआला) ने आकाशों को और ४5528 60,9८६: ५: # ५५ 
धरती और उनके बीच जो कुछ है सबको बेहतर | _ , ००5: 


अंदाजा से! मुक़रर वक्‍त तक के लिए (ही) पैदा -०५०%४०५१:० (5७, 5॥2372583॥ 
किया है, हाँ ज्यादातर लोग बेशक अपने रब की 
मुलाकात का इंकार करते हैं | 


९. क्‍या उन्होंने धरती पर सैर करके नहीं देखा ७६5४ ५:४:७ >:0883 ७2.४ »3| 
कि उनसे पहले के लोगों का परिणाम (अंजाम) | »»? & 4985.2७ ४ /.०८2५॥£5८ 
केसा (बुरा) हुआ? वे उन से ज्यादा ताकतवर 25६ प्‌ कक हनन # अर कि 
(और बलवान) थे, और उन्होंने भी धरती | ७3>#४»0 55.30£/9॥9:868$$# 
जोती-बोयी थी और उन से ज़्यादा आबादी |&0£5028(%५५०॥ ०४2 :%८; 
बनाई थी और उन के पास उन के रसूल ८:2४ 2४4४8 ७7.6 
मोजिजे लेकर आये थे, यह तो नाममकिन था 3७७ ७७७७४ ७७७ 
कि अल्लाह (तआला) उन पर जुल्म करता, 

लेकिन (हक्रीक़त में) वे ख़ुद अपनी जानों पर 

जुल्म करते थे ! 


१०. फिर आप्विर में बुरों का बुरा अंजाम हुआ, ॥2$४८ 8 %52॥%-८2४ 5:5४ ८६ ६: 
इसलिए कि बे अल्लाह की आयतों को झुठलाते 5 ८2225 आह ३ ० 
थे और उनका मजाक उड़ाते थे | दी निज “के औड़ क मजे कक कई 





' या एक मक़सद और सच के साथ पैदा किया है बेकार नहीं, और वह मक्रसद यह है कि नेक 
लोगों को नेकियों का बदला और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा दी जाये, यानी क्‍या वे 
अपने वजूद पर ख्याल नहीं करते कि किस तरह उसे हकीर से बुलन्द किया और पानी की एक 
हक़ीर बूंद से उनकी तख़लीक (सृष्टि) की | फिर आकाश और धरती को एक ख़ास मक़सद के 
लिए लम्बा-चौड़ा किया, इसके अलावा उन सब के लिए एक वक्‍त मुक़र्रर किया, यानी 
क्रयामत का दिन जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जायेगा | मतलब यह है कि अगर वे इन सब 
वातों पर ख्याल करते तो निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से अल्लाह के वजूद, उस के रव और 
लायके इबादत होने और उसकी कुदरत का उन्हें संवेदन (एहसास) और इल्म हो जाता और 
उस पर इंमान ले आते | 

6/ 38 





सूरतुरूम-३० भाग- २१ !) ०; 7« ७9)॥ 5.) 9-- 





> 9 # हर $, “427 $ । ड़ *# 2 हा 


११. अल्लाह (तआला) ही मख़लूक को पैदा था 


ब 4:0.8/ 3०५००७7७४४॥$८ ८0 
करता है, फिर वही उन्हें दोबारा पैदा करेगा,' ला 22८१८ 
फिर तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | 30000: 


पी कर मिस क्र कयाअत बायन होगी ओं | तह 22 पाता 
पुजरिम हैरान रह जायेंगे |? 

१ ५ सभी साझीदारों में से ५ हर्ट हिट / चाह + चर | ७ 7.7 ८ हा 6. कर # 
१३. और 442 उन के सभी साझीदारों में से एक भी | 98495: ००४: ८० ४ ८ 2४; 
उन की थ॒ नहीं करेगा और खुद ये भी 4)८2820 ४: 
अपने देवताओं (शरीकों) का इंकार करेंगे | 3) ००७ -०७१४५- 
१४. और जिस दिन कयामत क्रायम होगी, उस | 6३) ८५५६ ३५०४४ ६०८ ८:& ८2; 
दिन (सभी गुट) ब॑ट जायेंगे | 

१५. फिर जो ईमान लाकर नेक काम करते ०83 ०:०५७॥५५८५ |» (25॥ (56 
रहे, वे तो जन्नत में ख़ुश कर दिये जायेंगे | 0 अकबेट३॥. हक 
(5 / (०१)४०४ 4.०3) (3 
१६. और जिन्होंने कुफ़ किया था और हमारी | 5७; ७५ ४5४ ४४ &/७४ 
आयतों को और आख़िरत के मिलन को झूठा बंद अयााााक,.. दया, यु. अयश क पह 
ठहराया था, वे सब अजाब में पकड़ कर हाजिर | ९ ७५)४०६० >2 ४०० (3 ७४09७ 5,229 
किये जायेंगे | 





' जिस तरह अल्लाह तआला पहली बार पैदा करने की कदरत रखता है, उसी तरह मरने के बाद 
दोबारा ज़िन्दा करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि दोवारा जिन्दा करना पहली वार पैदा 
करने से ज्यादा कठिन नहीं | 

* _>»५ का मतलब है अपने हक़ की तसदीक़ के लिए कोई दलील पेश न कर सकना और हैरान 

होकर चुप खड़े रहना, और _.:: वह होगा जो मायूस होकर चुप खड़ा हो और उसे कोई 

दलील समझ में न आ रही हो | 

साझीदारों से मुराद वे झूठे देवता हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक यह समझकर पूजते थे कि यह अल्लाह 

के यहाँ उनकी सिफ्रारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे. लेकिन यहाँ अल्लाह 

ने वाजेह कर दिया कि अल्लाह के साथ साझीदार बनाने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई 
सिफ्रारिश करने वाला नहीं होगा ! 

इस से मुराद हर एक इंसान का हर एक इंसान से अलग होना नहीं है बल्कि मतलब 
इमानवालों का काफ़िरों से अलग होना है | ईमानव्गले जन्नत में और काफ़रिर और मूर्तिपुजक 
नरक में चले जायेंगे और उन के वीच स्थाई (मुस्तकिल। अलगाव हो जायेगी और ये दोनों फिर 
कभी भी जमा न होंगे, यह हिसाव के बाद होगा, इस अलगाव की बजाहत (स्पष्टीकरण। अगली 
आयत में आ रहा है ; 


बनती 


# / 38 











/' (2० 





स्रतुर्रूम-३० भाग-२१ | 70 | 





ढ#ज.. /# /9१/* “# | ८ हक 


१७. तो अल्लाह (तआला) की तारीफ़ किया करो, (2०3 ८०००७ (८०५० 50 (.१५- 


जबकि तुम श्ञाम करो और जब सुबह करो । सह कक. हंइ 


(7/ 0११५७ 


१८. और सभी तारीफ़ों के लायक आकाश और | (2८50 229 २५७)॥ 5 ५.२४।०४५ 
धरती में वही है, तीसरे पहर और दोपहर के 


समय भी उसकी पकीजगी को बयान करो | 


१९. वही जिन्दा को मुर्दा से निकालता है, ' 
और मुर्दा को जिन्दा से निकालता है, और वही 


धरती को उस की मौत के बाद जिन्दा करता 
है, इसी तरह तुम (भी) निकाले जाओगे | 


२०. और अल्लाह की निश्वानियों में से है कि 
तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान | 
बनकर (चलते-फिरते) फैल रहे हो | 


२१. और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी 
ही जाति से पत्नियाँ पैदा की ” ताकि तुम उन 
से सुख पाओ,' उस ने तुम्हारे वीच प्रेम और 
दया भाव पैदा कर दिये, बेशक गौर व फ़िक्र 
करने वालों के लिए इस में वहुत-सी निशानियां 

(लक्षण। हैं | ह 


(५ क । न्‍ा ८2] हि की हीं हुमा ८232. सिह ५० था +# 2 9 
6५.0१ ८2० (१४५ २४ ७८७४ ५ 
#, ॥ न्‍ है ४ कट अन्ुश्ट क्र 
७0५४४” 292 ५५४१) ५! है 9 


कक 
20:72 
५१,/ (४६.०० 
।६<, £4, ४ टटड शैज 5 


ब “है ॥ रे | कु. #ह#ै 
| । ही का ्ट । (7 0०-५०» (६) | | (५११५ 


/ १/ (दरार दुढ के (4 


9 कक 
जे) (*) डर डे क्ष्ो | 


। शक हक औहल है छा री मर # कहर है ऐ 9 न 
छा कक (६९ न्‍ हि 5्| | (:) ५ (६४ डे 

>२१)।०००५४ | ००.०४ ००४ ९० 4८४ (४८ $ 
श कक जल जल ८ हा, है ६“ हल कि जी जी कही हकी।.. छह (६) [2६6९ क्लब 

| जग तन हद क्न्के 


५>)$ 85.० 202. (७०५ ५७-॥। 


>] ३३ ६] 2९ 0. 2: (5 जे 
20 ७४०६२ ७३६४ २४० ४५३०० ०; 








। जैसे मुर्गी को अंडे से, अंडे को मुर्गी से, इंसान को वीर्य (मनी से, बीर्य को इंसान से और 
ईमान वाले को काफ़िर से, काफ़िर को ईमानवालों से पैदा करता है। 

यानी तुम्हारे ही लिंग (जाति; से औरतें पैदा की ताकि बे तुम्हारी बीवियाँ हों और तुम जोड़ा- 
जोड़ा हो जाओ, 7 '.. अरबी भाषा में जोड़ा को कहते हैं| इस विना पर मर्द, औरत के लिए 
और औरत, मर्द के लिए जोड़ा है, औरतों के मानव (इंसानी) लिंग होने का मतलव है कि 
दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को हजरत आदम की वायें पहलू से पैदा किया गया, फिर 
उन दोनों से इंसानों का ख़ानदान चला | 

मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत की जाति एक-दूसरे से अलग होती, मिसाल के तौर 
पर औरतें जिन्‍नात या जानवरों में से होतीं तो उन से वह सुकून कभी हासिल न होता जो इस 
समय दोनों के एक ही जाति होने की वजह से होता है बल्कि एक-दूसरे से नफरत और डर 
होता, यह अल्लाह तआला की रहमत ही है कि इंसान की वीवियां इंसानों में से ही बनायी | 
:.,. यह है कि पति, पत्नी से बहुत मुहब्बत करता है और ऐसे ही पत्नी, पति से | जैसाकि 
आम तौर से देखने में आया है, ऐसी मुहब्बत जो पति-पत्नी में होती है, दुनिया में किसी दो 
इंसानों के बीच नहीं होती | 


हज 


हित 


और 


8/ 38 


सरतुर्रूम-३० 





२२. और उस की (क्रदरत) की निशानियों में से 
आकाशों और धरती की पेदाईश और तुम्हारी 
जुबानों और रंगों का इख्तिलाफ़ (भी) है 
अक्लमंदों के लिए अवश्य (यक्रीनन। उस में 
बड़ी निशानियां हैं | 


२३. और (दसरे भी) उसकी (कदरत) की 
निश्ञानियां तुम्हारे रात और दिन की नींद में है 
और उसका फ़ज्ल (यानी रोजी। को तम्हारा 
खोजना (भी) है, जो लोग कान लगाकर सनने. 
वाले हैं उन के लिए इसमें वड़ी निशानियां हैं | 


२४. और उसकी निश्वानियों में से एक निशानी 
यह भी है कि वह तुम्हें डराने और उम्मीद 
वाला बनाने के लिए तड़ित (विजलियाँ) दिखाता. 
है, और आकाझञ्व से बारिश करता है, और उत्त 
से मुर्दा धरती जिंदा करता है, इस में (भी!) 
अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं | 


२५. और उसकी एक निश्वानी यह भी है कि 
आकाश और धरती उस के हकम से क्रायेम हैं 
फिर वह जब तम्हें आवाज देगा, केवल एक 
बार की आवाज से ही तुम सब धरती से निकल 
आओगे | 


आना फूड हट कू # गौर ॥ | कै है 
५७५८० ५ 2))॥५ ५५७४ | (#< ५:.!.४ 
2४४०) ३ 6८८४४ ४८ ॥ 

(22) ७४४०० 


हिना ५३५६) ५ ०5८ +72 ९०१५ 


नी छा 


3)2%-2/5४५-४०७४ 3 ८॥३४९० 


| -*].ं अन्‍ा [ लॉंजालऑ कुल टकरा नर क्र क क 
(५८१३ ५०७७०) ७५० (१ ,.| ०.० 2): 4:५2 $ 
३8 ७< 224५ (फ £५ ६५, ८2 


75. जातक फुकनी . कुडनी बैक (नह जी. है 


5० 2५०2 ०० ०७५ 3 ८ 


की कुनू कू 


५ (०)७॥३ #...८.| ०५६ (:)| 6:2| ०2५ 
3 (29४ ०258%#3 //६5॥$ 


# जुडी ही की महा 


25 | (.)३० नए 





दुनिया में इतनी जुबानों का पाया जाना भी अल्लाह तआला की क्रदरत की एक बहत बड़ी 
निशानी है: अरबी है, तर्की है, अंग्रेजी है, उर्द है, हिन्दी है, पशतो, फ्रारसी, सिन्धी बलची 
तमिल, तेलगू और बंगला वगैरह हैं | फिर एक-एक ज़्बान की आवाज और ज्ैलियाँ हैं | एक 
इंसान अपनी जुबान और उच्चारण (लहजे) के सबब लाखों की भीड़ में पहचान लिया जाता है 
कि पफ्ला देझ्व के फलाँ इलाके का रहने वाला है, सिर्फ़ जबान ही उसकी परी तारीफ़ करा देती 
है | इसी तरह एक ही माता-पिता (आदम और हव्वा) से होने के बावजद भी रंग एक-दसरे से 

अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है तो कोई गेहँआ रंग का, फिर काले और गोरे रंग में भी 
इतने दर्ज हैं कि ज्यादातर आबादी दो रंगों में बटने के बावजद भी उन की कई क्रिस्में हैं और 
एक-दसरे से प्री तरह से अलग-अलग | फिर उन के म॑ह की बनावट, शारीरिक रचना 
(जिस्मानी रूप) और ढाँचे में ऐसा फ्रर्क रख दिया गया है कि एक-एक देझ्व का इंसान अलग से 
पहचान लिया जाता है | 

9/ 38 


सूरतुर्ुूम-३० 





२६. और आकाश और धरती की सारी चीजों 
का वही मालिक है और हर एक उस के हम 
के ताबेह (अधीन! हैं | 


२७. ओर वही है जो पहली वार सृष्टि (मख़लूक़। 
को पैदा करता है, वही फिर से दोवारा पैदा 
करेगा और यह तो उस पर बहुत आसान है, 


उसी की अच्छी और उच्च विश्येपता (सिफ्रत) 
है! आकाशों में और धरती में भी, वही | 


जबरदस्त हिकक्‍्मत वाला है | 

२८. अल्लाह तआला ने एक मिसाल ख़ुद 
तुम्हारी ही वयान की, जो कुछ हम ने तुम्हें 
अता कर रखा है क्‍या उस में तुम्हारे दासों 
(गुलामों) में से कोई तुम्हारा साझीदार है कि 
तुम और वह इस में बराबर पद के हो ” और 


तुम उनका डर इस तरह रखते हो जैसे कि ख़ुद 


अपनों का, हम अक्लमंदों के लिए इसी तरह 


वाजेह तौर (स्पष्ट रूप) से आयतें बयान करते 


हैं | 





कै की न्‍न्‍ ट हि ढ़ को जी ५! हि 
/ 220 29०८) ७, ०१ ४०५ 


"७ ४१ ७ ४ ५ (६ 
४6. (०5४२७ ५ () 


#रध्जाजजजएु हक शी लय जगा > डी सफर है १३ कह ही 
७०५० ५०9४ ७५०७० 9. (3७७०॥।$ ०५.५ ७५० ५७५ 
हीं क़.. आना अऔशुल 


 5५293५५-०0 (॥£95 4 १५५४ 
अं कद हो ् नी >ू 
2 7) कट ८ | 4.७! | १9१ 


आर] ९ हक 2. कुडऑ अधि क ७ ही ना हद हक हरी बीजों 


(40४2 »५४ ७० ०००० (००१ १०५७ ७०० २२०० 
&&९7(% ९६ है. हां हु हू. किन है. कक ऋ है [१ 3552 हक कम 
०० ७०१०७). ० (3 ६४५६ (7 >>... ८ 

१4७65 # 4 ९2+५६ ८ ट+ बी 4 (६८ सना ली की 
५20४ ०५62४ ०७०५४४ ४५ ५.3 


ख्ी 
न्लःह््कँ १७०५ हि है ना नि 


हे ॥8क़् नाप हि ५६ 
28 (१७०८ 2५४ ०) २४० 20 


! यानी इतने गुणों (सिफ्रत) और महान सामर्थ्य (अजीम कुदरत! का मालिक, तमाम तुलनाओं 


(तश्बीहों। से महान (वेनियाज। और ऊँचा है | 


है| गज नि दी के 


“उसकी कोई तुलना नहीं | 


/सर: चूरा-११। 


ः यानी जब तुम को यह प्यारा नहीं कि तुम्हारे दास और काम करने वाले जो तुम्हारे ही तरह 
इंसान हैं, वे तुम्हारे धन-दोलत के साझीदार ओर तम्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस 
तरह हो सकता है कि अल्लाह के दास (भक्त), चाडे अ फ्ररिश्ते हो, रसूल हों, वली, हों या पेड़ 
और पत्थर के बनाये हुए देवता, बे अल्लाह के साझीदार हो जायें, जबकि बे भी अल्लाह के 
दास हैं और उसकी मख़लूक़ हैं, यानी जिस तरह पहली बात रहीं €। सकती दसरी भी नहीं हो 
सकती, इसलिए अल्लाह के साथ दूसरों की भी इवादत करना और उन्हें भी कष्टनिवारक 
(मुश्किलकुश) और संकट-मोचन (फ्ररियाद सुनने वाला। समझना हमेशा ग़लत है | 


0 / 38 





सूरतुरूम-३० 





२९. सहीह वात यह है कि ये जालिम विना 
इल्म के ख्वाहिशात के पुजारी हैं उसे कौन 
रास्ता दिखाये जिसे अल्लाह रास्ते से हटा दे?' 
उनकी एक भी मदद करने वाला नहीं | 

३०. तो आप एकाग्र (एकसू। होकर अपना मुंह 
दीन की तरफ्र केन्द्रित (भरकज) कर दें, अल्लाह 
(तआला) की वह फ्रितरत जिस पर उस ने 
लोगों को पैदा किया है | अल्लाह तआला के 
वनाये को बदलना नहीं, यही सच्चा दीन है, 
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते | 


३१. (लोगो!) अल्लाह (तआला) की तरफ़ आकर्षित 
होकर उससे डरते रहो और नमाज को क्रायम 
रखो और मूर्तिपूजकों में से न हो जाओ | 

३२. उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को 
छिन्न-भिन्‍न कर दिया और ख़ुद भी गुटों में ब॑ट 
गये, हर गुट उस चीज पर जो उसके पास है 
मगन है | 


#य287क्रादर४ ७660; 

०७ 3+5 2.» ० 5.8.:४ 

ढ“ “+ # पि (2 ; 

(29/ (०८:३४ ८१ 

)४४ ९ है. 2,553 अब नी ४१॥| नही ही 
># (57५0 5५ ५,> 2१0 ४७५.०३ 
कु की का. कीडी न्‍नी [ ८(६॥ 


८०४४०)३ ५०३४ 5:,25:९७८५८ 
* 2 न मन [६] है. (६ हर, (9 । 29 50 
:) 0) (.%४४ हक. (५ ०९६ ०१११ ? 23.2] 


६५६६४ ६॥ 2४८ ४६८५ ॥ ८, ८4२८८ 

|>१४ ०५५ 8५.७) |५...3।$ 5५००) ४५०! (५४.५८ 

। न ८६ # कर #-न्‍ह 
# (2 
(3।/ (/७)६-७| ५४८ 


“न #. ११:2८ १ ०_+ न्ट्रूटय र+त (दु २ 
(9 +»५५३ ० ६४५.०७५३ |» ५ ८८५) (०2 
न कु कु नजनो 


४.५ नै थू 62.) ही न्‍ी ५५ 
(70099 ०९:०४ ५.५ 7: 


ल्‍ॉ ह# के [ जद ,फिलॉल 


रेरे. और लोगों को जब कोई दुख पहुंचता है 5 2272 5 70 08: 
तो अपने रब की तरफ़ यक्‍सू होकर दुआयें 5 
करते हैं और जब वह अपनी तरफ्र से रहमत 
का मज़ा चखा देता है, तो उन में का एक गुट 
अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है | 


छक़् न्यू ली # कक ७ छू जी च्डल 
ढी.........ी 


4 है? हू हनी. कान 
(3८.७ || 4... 4...३ ०.६७।७। ३| 5-2 2५..! 


रप नी 42 ह्न ०0२ कभी >89 
32) 09:24 ०९2४ .०६५ 





' क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से हिदायत उसे ही मिलती है, जिसके अन्दर हिदायत हासिल करने 
की इच्छा और कामना (छूवाहिश) होती है, जो इस इच्छा से महरूम होते हैं उन्हें गुमराही में 
भटकते छोड़ दिया जाता है | 

* यानी हर गुट और गिरोह यह समझता है कि वह सच पर है और दूसरे झठ, और जो सहारे 
उन्होंने खोज रखे हैं, जिन को वे दलील और सुबूत कहते हैं उन पर ख़ुझ् और मगन हैं | 
बदुनसीवी से इस्लामी उम्मत का भी यही हाल हुआ कि वह भी कई गटों में बट गई और 
उनका भी हर गुट इसी झूंठ ईमान पर मजबूत है कि वह सच पर है, जबकि सच पर केवल 
एक ही गुट है, जिसकी पहचान नबी +« ने वतायी है कि मेरे और मेरे सहाबा के रास्ता पर 
चलने वाला होगा | 

4 / 38 








सूरतुरूम-३० भाग-२१ 


३४. ताकि वे उस चीज की नाशुक्री जाहिर करें 
जो हम ने उन्हें अता की है, अच्छा, तुम फ्रायेदा | 
उठा लो, बहुत जल्दी तुम्हें मालूम हो जायेगा | 
३५. क्‍या हम ने उन पर कोई प्रमाण (सवृत) 
नाजिल किया है, जो उसे बयान करता है जिसे 
ये अल्लाह के साथ साझीदार बना रहे हैं | 

३६. और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा 
चखाते हैं तो वे बहुत इ्त ख़ुश हो जाते हैं, और अगर 
उन्हें अपने हाथों के करतृत के सबब कोई दुख 
पहुँचे तो अचानक वे मायूस हो जाते हैं ! 

३७. क्‍या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे बहुत रिज़्क़ देता है और 
जिसे चाहे कम, इस में भी उन लोगों के लिए 
जो ईमान लाते हैं, निशानियां हैं ' क्‍ 
३८. तो क्ररीबी रिश्तेदार को, गरीब को, 
मुसाफ़िर को, हर एक को उसका हक़ दो, यह 
उन के लिए बेहतर है,जो अल्लाह (तआला) के 
मंह की जियारत (दर्शन) करना चाहते हों, ऐसे 
ही लोग नजात हासिल करने वाले हैं | 

३९. और तुम जो ब्याज पर देते हो कि लोगों 
के माल में बढ़ता रहे, वह अल्लाह (तआला) के 
यहाँ नहीं बढ़ता! और जो कुछ (सदक़ा और) 
ज़कात तुम अल्लाह (तआला) के मुँह देखने 


९१ ५)! « 63] ह" 





ल्‍ॉ कॉल १#<““८ , #]#9०८। 2 (९९६ हु 
प्र 


०१००५ २० | ५७-८७ ? ,०६:०७४। «» १ 


ल्‍ #ज्ाण्टू 


(34) ०७ 

282 
# | & रे नो 

(35) ०») 4-२ ५०७ ५» 


अर शा (६, ज हैँ ० 2(£] (८:४६ ल्‍ँ 
०)३* ६२७४ 4.०2 ५-४) 53॥॥9| 5 

१७ ६, # ९: #+ 9 -> डुड़ हि (8 ० 4, हीं हु जी कक | 
299] ०822 ८००५७ ५... १६२० ०३:०५ 
(३७) ७५४५ 

६६ ह ०, ना ६४6 | “4हहारम १९ 2८५2४ फट 
£05 ("८ 3-9... ८0 2) ५.2 3! 


#5च% >> 9 कु हैं, डफीरीड १८ है | कुछ कं कै हिल्‍लॉडा 
(37/ ()०-१३ [व] ५४ ॥ 3)» हे 
37/ ७५५४ 4५४ ९८) ८१५ 3 ४!» ५०:५ 


५५००८ $ ८0.2 # “६ 5“ ॥ #ै? ८2 ( 
(१५.०2) ८ हक ९ | $ ५२ 3५॥$ 
्‌* है है क# ह 987 2 ॥॥१४ 6, 
५40 4००१ ०१००१०८०८)- 22« ४५५ 

ता >_क्ड 2 औऔी ४ का ५ 
30) (.१०९)३०/ ०» ८ 29|$ 


५६ [६ ढक पर 250] ३९] छह १२५०) | हक 
28 (2७॥ |» 3५४२ ५: ०१.०:५८४। ५७५ 
*3#+ ( ७ 5५ है # क 92१४९ | (कप 49 हि. (१ आीएन 
3:22 5५5 (2,5५0 53 ५00५ ।४: 


जो की 02०) ॥ | 


39) (,४२७५,०७५ ०१,6 ५04२४ 


! यानी ब्याज से खुले तौर से बढ़ोत्तरी तो दिखायी देती है लेकिन हक़ीक्रत में ऐसा नहीं होता, 
बल्कि उसकी बदनसीबी आख़िर में इस दुनिया और आख़िरत में तवाही का सबब है | हजरत 
इब्ने अब्बास और कई सहावा और ताबईन ने इस आयत में ५,से मुराद ब्याज नहीं बल्कि 
वह उपहार (तोहफ्रा) लिया है जो कोई गरीब किसी धनवान को या जनता का कोई इंसान 
राजा या राजा के अधिकारी (मुलाज़िम) को या एक सेवक अपने मालिक को इस इरादे से देता 
है कि वह उस के बदले में उस से ज्यादा देगा, उसे ५,इसलिए कहा गया है कि देते समय 
ज्यादती का ध्यान होता है। यह अगरचे ठीक है फिर भी का >+- अे यहाँ इसका बदला नहीं 
मिलेगा, «७॥ «७ मु ५६" से उसी आख़रित के बदले का खण्डन (तरदीद) होता है | इस बिना पर 
तर्ज्मा होगा <«र्जों तुम तोहफ़ा दो इस इरादे से कि वापसी की हालत में ज्यादा मिले तो अल्लाह 
के यहाँ उसका अज्ज नहीं |" (इब्ने कसीर, ऐसरूत्तफ़ासीर ! 

।2 / 38 










सूरतुरूम-३० हर भाग-२१ 
(रिजा) के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं अपना 
बढ़ाने वाले | 





(«५ 53 | 9) ३०२ 


४०. अल्लाह (तआला) वह है जिस ने तुम्हें पैदा 
किया, फिर रिज्क़ दिया, फिर मार डालेगा, 
दोबारा जिन्दा कर देगा, बताओ! तुम्हारे 
साझीदारों में से कोई भी ऐसा है जो इन में से 
कुछ भी कर सकता हो | अल्लाह (तआला) के 
लिए पाकीजगी और फ्रज़ीलत (विशेषता) है हर 
उस साझीदार से जो यह लोग गदढ़ते हैं | 


४१. जल-थल में लोगों के कुकर्मों (बुरे कामों) 
के सबब फ्रसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें 


८, #९<-ईर| 7+ + “मे नर (८८४ ८5 55 जणा हद * 2० 
ड] शटं 0 0०७) 2 ) हा || &.0/| 
है के आाटिंडु + 20. पट, 8 »/522 १५ 
०२०००: ५०० (००१५७५० ०१ ५ » ०५ 
ही ८ # हर (न्‍ी ॥ ६ (+*॥ १ / नम कु 
(५0) ७०५७० ५०९)७४५ ४८२५-०१ $८५४ (४ 


७४८६०८४८४४:५५:४५ 


। के कछ करततों ०३७ | ५370 ४ ०5६४2) 2५ 
उन के कुछ करतूतों का फल अल्लाह (तआला) कक्राजा कबड धाहग्मरेरि 
चखा दे, (बहुत) मुमकिन है कि वह रूक जायें।' | ५५!/ ७००2८ 


४२. आप कह दीजिए, धरती में चल-फिर कर 
देखो तों सही कि पहले के लोगों का अंजाम | 
क्या हुआ जिन में ज्यादातर लोग मूर्तिपूजक थे 
४३. तो आप अपना मुंह उस सीधे और सच्चे | 
दीन की तरफ़ ही रखें, पहले इस के कि वह 
दिन आ जाये जिसकी वापसी अल्लाह (तआला) 
की तरफ्र से है ही नहीं, उस दिन सब अलग- 
अलग हो जायेंगे | 


४४. कुफ्र करने वालों पर उनका कुफ्र होगा 
और नेक काम करने वाले अपने ही विश्रामगृह 
(आरामगाह) को सुन्दर (खूबसूरत) बना रहे हैं। 


«०... * “ 28६ «५ त « १ 92 
4.5५ ७६- | $ (४) ९३ |१)८-५ (3 
/#“7-< ८88. # है 2256 ८७ +" ६ श्र > +१ हि" 
4202४: ५०४४ ८६५७४ ०2 ८०३० 
हीना कड़ी. कु भ १५६) क्र ५४ ढ । “५ 9 5 ६ 
(3४७७३ ८०१ ०2७ ५2५०) ८४७२५.०१ 


दल ( हकह 


(43) >#१+ कु हू: « कर ./ नली | हनी के 
(७2/ ७#००० ९५२१४ 5५० ००८ ८० २१ 2०» 


| [५ भा # 9००६ रा “ क्र्न्य्डू हर बॉडी कु हो 
५० (४:०५ 8.5 8५७० 29 (५०* 
22 ह के औल्‍-कना कि #श्दू नव 


(44) (१०७४ ०६०० >» 





। थल से मराद इंसानी आबादियाँ और पानी से मुराद समुद्र और समुद्री रास्ते और समुद्र के 
किनारों की आबादियाँ हैं | फ्रसाद से मुराद हर वह फ्रसाद है जिस से इंसान के समाज और 
बस्तियों में असनो अमान बरबाद और उन के सुख-चैन में रूकावट पैदा हो | 

? श्विर्क का ख़ास तौर से बयान किया गया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है | इस के सिवाय इस 
में दसरे गुनाह और ग़ल्तियाँ भी आ जाती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल भी इंसान अपनी ख्वाहिशों 
की गुलामी को क़ुबूल करके ही करता है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमली ज्विर्क कहते हैं | 






सूरतुर्रुूम-३० भाग-२३ | 76 | १५: 





ही >> जुडी - कि | न्‍्ी.. मन छह 


४५. ताकि अल्लाह (तआला) अपने फ्रज्ल (८222५-9॥४.,८3 02८27 5-2: 
(कपा) से उन्हें फल दे, जो ईमान लाये और ७)८2,४0॥ ८.2५ ६४६ 
छ किये काफिरों (45 । (:०)०)०। ०२० ५ ५5] 
नेक काम किये, वह काफ़िरों को दोस्त नहीं ४७ क 
रखता है | 


४६. और उसकी निशानियों में ख़ुशख़बरी देने 
वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए कि 
तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाये, और 
इसलिए कि उस के हकक्‍म से नावें चलें और 
इसलिए कि उस के फ्रज्ल को तुम खोजो और 
इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो | 


वक्त ही 875 | छा $ 7 की की न्‍ है! की को 
०७ 2 0-००२ ० दें>2 ७८५ 
की क््ह््कि 


क्री कीं गूज हो नी जनता. कु 5.25.) । 

,स 9. 95 कष्ट 94६ ४ “न की कफ कआतकन्‍ न 
5] / बा ४.८१ ९०६-०-- कि 

(46 / ५७१ 94:००७५ (2 ७८२०२ $ 


४७. ओर हम ने आप से पहले भी (अपने) रसलों 
को उनकी क्रौम की तरफ्र भेजा वे उन के पास 
प्रमाण (दलायेल) लाये, फिर हम ने पापियों से 
बदला लिया | हम पर ईमानवालों की मदद 
फ़र्ज है | 


क् हि ॥ # #) ८॥*६ फ (६.5 | लक है]! 
०6:९५ (४)... ७0.७ (०१ ८...) ७६५ 
है के सो. 


८८७) ०५ ६५६8 २५०१ ००% 
१ ४2% )० ५८ ७८ ८७६६४०४:2 


४८. वह अल्लाह (तआला) है जो हवायें। ««»::४९५.-२५४६८०८..: ५४४ 
चअलाता वे बादलों । को उठाती ती फिर ण्द्जा (६ अर बिना दया का ॥&/2 ड 
ता है, वे ं ती हैं फिर ७5 ६:४४८::575 50 72०05 


अल्लाह (तआला) अपनी मर्जी से उसे आसमान 
में फेला देता है, और उस के टुकड़े-टकड़े कर 
देता है, फिर आप देखते हैं कि उस के अंदर से 
बूँदें निकलती हैं,' और जिन्हें अल्लाह चाहता है 
उन बंदों पर वह बारिश करता है तो वे ख़ुश हो 
जाते हैं | 

४९ ओर यक्रीन (विश्वास) करना कि बारिश 


(वर्षा) उन पर बरसने से पहले तो वे मायूस हो 
रहे थे | 


हि डा न (2६ (६६ ॥ ५))७. त 2०५ कलर 
७८४ ४०००० ४ 4४ ८१ (/+५ 3५५ 
काना जाना कही अर 


(५) ८५)2६८ ५७५ ५5.५ (.2 ८ 


9 कु को के. कृलीटी (६ # ८ * 


(५5 क़्क्र्दँ (८ न 
49५३ ७०:.०6४० ५७ (५३ (०१|५७ (//५ 
(40) (५.0. 








' ७०» का मतलब बारिश्व है, यानी उन बादलों से अल्लाह अगर चाहता है तो बारिश्न हो जाती है गा 
जिस से बारिश के चाहने वाले ख़ुश हो जाते हैं, |, . 








सूरतुरूम-३० भाग-२९ [77 





ल्‍्ट कै क क़ ६ हि. न्ीफ़ ना ६९ '] 29 
(०9 (४35५0 २८ 2 0) १४6 


५०. तो आप अल्लाह की रहमत के निशान देखें 
कि धरती की मोत के बाद किस तरह अल्लाह 
तआला उसे जिन्दा कर देता है | वेश्चक वही 
मुर्दों को जिन्दा करने वाला है,' और वह हर 
चीज पर क्रादिर है | 


५१. ओर अगर हम तेज हवा चला दें और ये 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझायी हुई) पीली 
पड़ी देख लें, तो फिर उस के बाद कतघ्नता 
(नाशुक्री) जाहिर करने लगें | 


५२. बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और 
न बहरों को (अपनी) आवाज सुना सकते हैं, 
जबकि वे पीठ फेरकर मुड़ गये हों | 


५३. और न आप आंधों को उनकी गुमराही से | 
मार्गदर्शन (हिदायत) देने वाले हैं | आप तो 
केवल उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी | 
आयतों पर ईमान रखते है और हैं भी वे 
फ़रमाँबरदार | 

५४. अल्लाह (तआला) वह है, जिस ने तुम्हें 
कमजोर हालत में पैदा किया, फिर उस 
कमजोरी के बाद ताकत अता (प्रदान) किया, | 
फिर उस ताक़त के बाद कमजोरी और बुढ़ापा 
कर दिया,” जो चाहता है पैदा करता है, वह 


नो जी हट थे ऑफ क कील बा हु टू ४ जी कै जो 
१५ 3») (४ 2३ ८)» ५६२५५ ०० 
का ब़्क़ , कद ह$ 4 डॉ 


(30/ 2५४ 8५० ९४ 


८ #.. 9 3. नलटू हि, हट है मिल 
9५5. | 48०० 55] 3 ७७) 5... ३४५ 


८5 » कर - का मर 
(5) ०५-४४ ९५० ०: 


४£4॥ 8.5॥ ७-५४ 3५॥ ७-४५ ८६६ 
(3) ७५४८८ ४38) 


2, ७७3 9 #. *॥ ><0.& 


८९-० (| * »&५02. 
3)८४::5:%8 ८52 ८2४ («<॥ 


कही घी नी शा 
०+(५४४ ०७१८४ 


| 


# 2 5 (2 ८ “ढनल ४“ ५ 2» १2६५ 22८८“ + ४ ६५ 
४०२८४ ५)०-०-०- ५५०८० (2००५८ ५2 [4६ | 
६५55 ,४८०05 ६588 ८४ 


डक 


59 %2५8020025% £ ८6205 5६ 
53,220 ०2००७०५ ६5) (५७०५९ ४....55 


' >-+>>' से मुराद वे अनाज, पैदावार और मेवे हैं जो बारिश से पैदा होते हैं और सुख-सुविधा 
और खुशहाली के सबब होते हैं | देखने से मुराद नसीहत हासिल करने की नजर से देखना है 
ताकि इंसान अल्लाह की ताक्रत और कुदरत और इस बात को क्रुबूल कर ले कि वह क्रयामत 
के दिन उसी तरह मुर्दों को ज़िन्दा करेगा | 
यहाँ से अल्लाह (तआला) अपनी क्रुदरत का एक दूसरा मोजिज़ा बयान कर रहा है, और वह है 
केई तरीकों से इंसान की पैदाईशव | निर्बल (कमजोरी की हालत) से मुराद वीर्य (मनी) यानी 
पानी की बँद है या वचपन | 
कमज़ोरी से मुराद उम्र की वह हालत है जब दिमागी और जिस्मानी कमजोरी की शुरूआत 
होती है और बुढ़ापे से मुराद उम्र की वह मुद्दत है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है | 

5 / 38 


क्र 


त 





भाग-२१ ++ # ः 7* ७), ४) +« 
सभी को अच्छी तरह जानता और सभी पर पूरी | 






कुदरत रखता है | 


५ >## #>₹ + ५5०6 2(४॥ + > 2 2 8:- 


५५. और जिस दिन क्रयामत आ जायेगी' पापी . 2८४ ;6८/.०५४ ५८६८ ५५४ ४3 
लोग क्रसम खायेंगे कि (दुनिया में) एक पल के ८92 64॥$8५42८ 2 ६ 4(2 
सिवाय नहीं ठहरे, इसी तरह ये वहके हुए ही ९9७४४४७४५:४५३४- ५४)५ 

रहे | 


५६. और जिन लोगों को इल्म और ईमान अता 
किया गया, वे जवाब देंगे कि तुम तो जैसाकि 
अल्लाह की किताब में है क्यामत (प्रलय) के 
दिन तक ठहरे रहे | आज का यह दिन क्रयामत 
का ही दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं 
करते थे | 

४५७, तो उस दिन जालिमों को उनकी दलील 
कुछ काम न आयेगी और न उन से माफ़ी 
मंगवायी जायेगी न अमल मांगा जायेगा | 


क हि 76 680 (कैब है हैं * 2४३४ न (२5 
है ५७४८५४).०५५४॥५५ ८८३००४५ 
उब्य 2200४ ५००५४७५॥ ५४0 

39 ८७५४४:४४४७ 


260८; 6969 9:22 

97) ५ #जरलकल कड़ी की नली 

(57) (५०७००) ,०-9 ५) १ 

५८. और बेश्वक हम ने इस क्ररआन में लोगों (080:20०.9॥408 2४0 ४::७५६५ 

के सामने सब मिसालें बयान की हैं | आप उन 

के पास कोई भी निशानी लायें, ये काफ़िर तो 
यही कहेंगे कि तुम (बकवासी) झूठे हो | 


४९, अल्लाह (तआला) उन के दिलों पर जो 
समझ नहीं रखते, इसी तरह मोहर लगा देता है। 


४7४८ कि | ८7 


:82085&5%/ ५०665 ४४५ )£ 


50) ८४४८ | 55 2॥ 

नह री । ()४ # है, ६४ 405४ 
८८४५५५४ ७४ ८ ६५४ 
०५४०५ 

८६9८2: टाल ध्रु “#“ ८.9 * 


४५५2८. ५४४६ ६५ 40 ५७५ €॥ ०४ 
(७) #ी #2७०१२ #& ## ५ 
60)092%४ 3७८५७) 


६०. तो आप सब्र करें, वेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, आप को वे लोग हल्का (अधीर) न 
करें जो यक्रीन नहीं करते | 





! साअत का मतलब है घड़ी, पल (क्षण), मुराद क्रयामत है, उसको पल इसलिए कहा गया है कि 
उसका घटित (वाकेअ) होना जब अल्लाह चाहेगा एक पल में हो जायेगा, या इसलिए कि यह 
उस पल में होगी जो दुनिया का आखिरी पल होगा | 


6 / 38 






सूरतु लुकमान-२) भाग-२१ | 7]9 $$ 2 #-/ | मिलन 

सुरतु लुकमान-३१ 
६ >क र: लुकमान मक्का में नाज़िल हुई, इस में 
चोंतीस आयतें और चार रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अलिफ्र* लाम * मीम * 


20-5० (:+9। ४0) 9.२ 

(क्र 
२. यह हिक्‍्मत (दिव्यज्ञान) वाली किताब की ने ॥2 4 6 है हर 
आयतें हैं | (2,92४ ५८:४-। ८४ ७0५ 


है. जो परहेजगारों के लिए हिदायत और 
(सर्वधा) रहमत हैं | 


४. जो लोग पाबन्दी से नमाज पढ़ते हैं और 
जकात (धर्मदान) देते हैं और आख़िरत पर (प्रा) 
यक्रीन करते हैं |! 


५. यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ़ से 
हिदायत पर हैं और यही लोग नजात हासिल 
करने वाले हैं | 


६. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनायास 
(लग्ब) बातों को मोल लेते हैं कि अज्ञानता 
(जिहालत) के साथ लोगों को अल्लाह के रास्ते 
से भटकायें और उसे मजाक़ बनायें, यही वे 
लोग हैं जिनके लिए अपमानित (जलील) करने 
वाला अज़ाब है | 


3 22 ८9 टू... $ी 


(3) हम | 4.) $ (६०.७ 


“१६22८ # १3», /*+ ५ 


हल है ८! 8 >> 
$8५%9॥ ०»५५ ६५५४ ०५७४: ८८७) 
$ १३... १.+ $# >»ौ 2 कक 
(4)८$532 »» 5:22 ०05 

७५५४5 2९ ०5 ५५५ ७४ 395, 
(5) 2४»०५४६८॥ ०७० 


3-22052०2५४5£2 (७-2 23 
का जी की 


#9 # (५ (आम 3.4 श् | व कला कली 
>)३० ५७ ००र्ड, 5:9५ 2५.4. 0०५० ८०* 
# 5 हज 3 के दएूजऔ हे ०35! 

० (७:2७* ५० (७७ »९/ ४५2॥| 


! नमाज, जकात और परलोक (आख़िरत) पर ईमान, ये तीनों बहुत अहम हैं, इसलिए इनका 
खास तौर से बयान किया, वर्ना नेक, सदाचारी और अल्लाह से डरने वाले सभी अनिवार्य 
आदेश्च (वाजिबात) और सुन्नत बल्कि नेक काम तक लगातार मजबूती से पूरा करते हैं | 

2 इन सभी चीजों से निह्चिचत रूप (यकीनी तौर) से इंसान अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं और 
दीन को मज़ाक और हँसी का निशाना भी बनाते हैं ! 


/ / 38 





सूरतु लक़रमान-३१ 


७. ओर जब उस के सामने हमारी आयतों का 


पाठ (तिलावत) किया जाता है तो घमंड के 
साथ इस तरह मुह फेर लेता है कि जैसे उस ने 
सुना ही नहीं, जैसे कि उस के दोनों कानों में डाट 


हैं | आप उसे कठिन अजाब की ख़बर दीजिए | | 


८. बेशक जिन लोगों ने ईमान क्रुबूल कर लिया 
और काम भी नेक (सुन्नत के अनुसार) किया 
उन के लिए सुखों वाली जन्नत हैं | 


९. जहाँ वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह का सच्चा 
वादा है, वह बड़ा महिमा (ग़ल्बा) वाला और 
पूरा हिक्‍्मत वाला है | 


१०. उसी ने आकाज्ञों को बिना खंभे (स्तम्भ) के 
बनाया हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, और उस ने 
धरती पर पहाड़ों को डाल दिया ताकि वे तुम्हें 
कंपित (जुम्बिश) न कर सकें, ओर हर तरह के 
जानदार धरती में फैला दिये, और उस ने 
आकाश से बारिश करके धरती से हर तरह के 
सुन्दर जोड़े उपजा दिये |? 

१९. यह है अल्लाह की सृष्टि (मख़लूक़) अब 
तुम मुझे इस के सिवाय दूसरे किसी की कोई 
सृष्टि तो दिखाओ (कुछ नहीं), यह जालिम खुली 
गुमराही में हैं | 





[१] 2०.४ ०) %«« 


258/8505 569 ,25 १४8५ 


४5७४४5%५:88 66६८५ 
(72022 
26 ५०७०॥४४3 ५८० ८८९ 6 
कम 9 %कूँ.. 5, + 
8 !»32४०] (ने: 

| 3 “१ “3 ०7 (६2 | के (६५ क् 
५५०५०७३०४५ 40 025»63 ८2, ५ 
(9) /0 | 


जज. का का 39 है हा यो जय! 
बी 


0 | (४,४५८ 2४५ ०). ७८ 
०2५७७३५८५ ०५४५४ ८७०४ ०४ 
5686 ;८,८७७७७४७४-॥४४ ७ 

०,४६४ ४०2७५ 


१ छा हू हट #९ ६ ४ (45 4 
०2८८३॥ && | ५ 3४४6 ५ 6४॥४५ 
है हू कब ८2.8) 


(0) ५४ ५)» 3 ०५०४) ५» ५2५७ 


' यह उस इंसान की हालत है जो ऊपर वयान किये गये खेलकृद के साधनों (वसायलों) में मग्न 
रहता है, वह कुरआन की आयतों (सूत्रों) और अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर बहरा 
बन जाता है, जबकि वह बहरा नहीं होता और इस तरह मुह फेर लेता है जैसे उस ने सुना ही 
नहीं, क्योंकि उस के सुनने से वह तकलीफ़ महसूस करता है, इसलिए उसे इस से कोई फ्रायेदा नहीं 


होता | 


* ८» यहाँ क्रिस्म के मतलब में है, यानी हर तरह के अनाज और मेवे (फल) पैदा किये, इनका 
अच्छी सिफ्त, इन के रंग की खूबसूरती और ज्यादा फ्रायदे की तरफ्र इशारा करता है | 


8 / 38 


सूरतु लुक़मान-३१ भाग-२१ | 72] | ११०४ 3 १5 20, “मन 





१२. और हम ने बेशक लुक़मान को हिक्मत 
दिया' कि तू अल्लाह (तआला) का शुक्रिया 
अदा कर, हर शुक्र करने वाला अपने ही फ्रायदे 
के लिए शुक्रिया अदा करता है, जो भी नाशुक्री 
करे वह जान ले कि अल्लाह (तआला) बेनियाज 
तारीफ़ वाला है | 


१३. और जब लुक़मान ने नसीहत करते हुए 
अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह 
(तआला) के साथ साझीदार न बनाना, बेशक 
अल्लाह का साझीदार बनाना बहुत बड़ा जुल्म 


है | 


१४. हम ने इंसान को उस के माता-पिता के 
बारे में शिक्षा (तालीम) दी है? उसकी माता ने क्‍ 
तकलीफ़ों पर तकलीफ़ उठाकर? उसे गर्भ में | 
रखा और उसकी दध छुड़ायी दो साल में है कि 
तू मेरी और अपने माता-पिता का चुक्रिया अदा 
कर, मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है | 


१53५ (8.52. ८8४ ६४५४; 


&॥ 68 ४ ८०-5५५...६ ४ 5 08, ४ 


;क्‍ फ़्जजा हद 
32) ५५१ (९ 


नी 


हाट "है ' नॉलडजीज कक ५) 4 (६ आज 
&5 45४ 99५ ९२४१ ०४४ ट$ 3)3 
9)209८225 2,)9॥ 6 40, ०,४४४ 


&:2४८५:४५४:आ ध&; 
इ 3 ५4 ड्् ी ३ 7] ५ है 
35 ९६८८७ ४.५४ ०४३४ 

क्र नथाशानाट 2 है न (९ 
(4)2.2०08/2/5)9; 





हा 


हजरत लुकमान अल्लाह के परहेजगार बंदे थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल और हिक्मत 
और धार्मिक मुआमले में ऊँचा मुक्राम अता किया था, उन से किसी ने पूछा कि तुम्हें यह इल्म 
और अक्ल किस तरह हासिल हुआ, उन्होंने फ़रमाया: सीधे रास्ते पर रहने, ईमानदारी को 
अपनाने और बेकार बातों से बचने से और खामोश रहने के सबब | यह गुलाम थे, उन के 
मालिक ने कहा कि बकरी काट कर के उस के सब से अच्छे दो हिस्से लाओ, आख़िर में वह 
जुबान और दिल निकालकर ले गये | एक दूसरे मौका पर मालिक ने उन से कहा कि बकरी 
काट कर के उस के सब से बरे दो हिस्से लाओ, वह फिर वही जुबान और दिल लेकर चले 
गये, पूछने पर उन्होंने बताया कि जुबान और दिल अगर ठीक हों तो यह सब से बेहतर हैं,. 
और अगर बिगड़ जायें तो उन से बुरी कोई चीज नहीं | (इब्ने कसीर) (४: 
तौहीद और अल्लाह की इबादत के साथ ही माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर ज़ोर 
दिया गया है, इस से इस शिक्षा (तालीम) की अहमियत मालूम होती है | 
इसका मतलब यह है कि माता के गर्भ में बच्चा जिस तरह बढ़ता है, माँ पर बोझ बढ़ता 
जाता है, जिस से माँ कमज़ोर होती चली जाती है, माँ की इन तकलीफ़ों के बयान से उस 
तरफ्र भी इशारा मिलता है कि माँ-वाप के साथ अच्छा सुलूक करते वक्‍त माँ को प्राथमिकता 
(तरजीह) दी जाये जैसाकि हदीस में भी है | 


की 


नी 


9 / 38 











सूरतु लुक्रमान-३१ | 722. !१ ०५०७३,» 
०४५ ७५४, ०७८३७४५७ ०५ 
क (हम हि. (५ हक ५६ |" नौ बी 
3५७०-०५ ५७५४ ४४ 2५५ ६५८ 
०४०“ 2:.:6&84:8::८(:६॥ 
द्र्त्ु | (( गुड 58 72. ँ $“68| ८2%, 
55 ५, ०5५४8 »५०८ 80 85:8॥ 


/ 5 /* अकन्टू 
(5/ (१५००० 


१५. और अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का 
दबाव डालें कि तू मेरे साथ साझीदार बना 
जिसका तुझे इल्म न हो तो तू उनका कहना न 
मानना, लेकिन दुनिया में उन के साथ भलाई से 
निर्वाह (बसर) करना और उस के रास्ते पर 
चलना जो मेरी तरफ़ झुका हआ हो | तुम्हारा 
सब का लौटना मेरी ही तरफ़ है, तुम जो कुछ 
करते हो उस से फिर में तुम्हें बाख़बर कर 
द्‌ंगा।| 


१६. प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के 
बराबर हो, फिर वह भी अगर किसी पत्थर के 
नीचे हो या आकाश्ञों में हो या धरती में हो, उसे 
अल्लाह (तआला) ज़रूर लायेगा, अल्लाह 
(तआला) बड़ा बारीक देखने वाला और जानने 
वाला है | 


७५४5८222£ 262५ ८४९॥६४॥ &:! 
« टॉक ७ कि 3080 ट्‌ ४ 32 व / 5 (5 2 
५.2)) (३3 ५७०७५: [३3] 39.)-3७४ (2 ४ 
0०0 2४:५४ 5 6॥९८0७५ ५४६ 


सर *ँ 9». # आकर हू «० (६४ 
| 4४॥ ५७५०-४९ 2४ 8५५9) ५3 6५२ 
०2०)४७०४/४ ८ ७०:५०॥ /# 


१७. हे मेरे प्यारे बेटे! तू नमाज क्रायम रखना, 
अच्छे कामों के लिए हुक्म देना और बुरे कामों 
से रोकना, अगर तुम पर मुसीबत आये तो सब्र 
करना, (यक्रीन करो) कि यह बड़े ताकीदी 
कामों में से है | 


१८. और लोगों के सामने अपने गाल न फुला,' 
और धरती पर अकड़ कर घमंड से न चल, 
किसी अहंकारी (तकब्बुर) घमंडी इंसान को 
अल्लाह (तआला) पसन्द नहीं करता | 


जता 


(22.9५, «४ ५5 9५22 (६॥ ८! ५55+० 0५ 
48 !्ह्ट्‌ (८2 । 8 ढनऐ क्री जील 
/0)55.&228 4.2५: ८९८ 


कल्क 


' यानी घमंड न करो कि लोगों को तुच्छ (हक्ीर) समझो, और जब वे तुझ से बात करना चाहें 
तो तुम उन से मुँह फेर लो या बातचीत करते वक्त उन से मुँह फेरे रखो | ,.... एक रोग है, 
जो ऊंट के सिर या गर्दन में होता है, जिस से उसकी गर्दन मुड़ जाती है, यहाँ घमंड के रूप में 
मुँह फेर लेने के अर्थ (मायेना) में इस्तेमाल हुआ है | 


20 / 38 





स्रतु लुकमान-३१ 
१९. और अपनी चाल में दरिमयानापन रख,' 


भाग-२१ 


और अपनी आवाज़ धीमी रख, बेशक बहुत 


बुरी आवाज ग्रधे की आवाज़ है | 

२०. क्‍या तू नहीं देखता कि अल्लाह (तआला) 
ने धरती और आकाश की हर चीज को हमारी 
सेवा में लगा रखा 3 है और तुम्हें अपनी है और 
छिपे एहसान पूरे तौर पर कर रखी हैं, और कुछ 


और बिना रौशन किताब के झगड़ा करते हैं | 


२१. और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह 
(तआला) की नाज़िल की '+ वहयी (प्रकाशना) 
की पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम ने तो जिस 
रास्ते पर अपने बुजुर्गों को पाया है उसी की 


इत्तेबा करेंगे, चाहे शैतान उन के बुज़्॒गों को | 


नरक के अजाब की तरफ़ बुलाता हो | 

२२. और जो इंसान अपने चेहरे को (ख़ुद को) 
अल्लाह के ताबे कर दे और वह है भी 
परहेजगार, तो बेशक उस ने मजबूत कड़ा थाम 
न्‍्थु सभी अमल का नतीजा अल्लाह की तरफ़ 

| 

२३. और काफ़िरों के कुफ़ से आप दुखी न हों, 
आख़िर में उन सभी का लौटना हमारी तरफ़ ही 
है, उस समय उन के किये को हम उन्हें बता 
देंगे, बेशक अल्लाह दिलों कि भेदों (राज) तक 
जानता है | 


१ ६ | 


छू (४ ना 7 कब काना हि 
5,» ४५.५०.० ५५ (४-५०) 





) 0.०४ ५ , ».- 


3:५४ क्र | औएूं ० 2५5८ 2 १ (९. 
» ८५७० (०2 (.००#]9 3.० (३, ००४७ 
है # ० ल्‍ती करन के [४६ कल हु 


(584, ८4 ८2०१७०७॥ ><।| ४) 


05] रु 8 हर ८& ना नए, हल णश्ल्‍ल्टअनन 
७५४०४8३(4५3 55८ 5॥6,5:॥| 
993 (3 


| 40 3 0५६८० ००८७४॥०१५ २६:५७ ४४ 
लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म, बिना हिदायत | 


(30225 ५८४४४ ४५४४ 2५ 5 


*;9, ८ (लॉ 


2४४ 509 548 5।85 
७६४॥५ ७५५४ ४:55 ५ €£ 
3,५2५८0.:5:.:6/:5 


(०9 /ञ/ », ९ टै ५9० 


(.०:+५० 99५ 43 3) 4.७०१३ ०-०२ (०3 
4५ 045 %9॥ 55:४0 ४.८८ ५& 
(222)*9। 4:35 


क#.#.. कल्‍न्‍ (2! ( [१३ नी हि९ (३ «(५ ० पक । 
>०6१०* ५/१०)-४ 2:०० 23 )४० (77५ 


दूँ. (4१9, है ., कही + के ना 
जज >2+ 5) 86)9/-% ५५ ०४४४ 
७95 


! यानी चाल इतनी धीमी न हो कि जैसे कोई रोगी हो और न इतनी तेज चाल से हो कि मान- 


सम्मान के ख़िलाफ़ हो | 


2 यानी चीख़॒-चिल्लाकर बात न कर, इसलिए कि अगर ऊँची आवाज में बात करना प्यारा 
होता तो गधे की आवाज़ सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गधे की 
आवाज सब से बुरी और घृणित (नापसंदीदा) है | इसलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज़ 
सुनों तो शैतान से पनाह मांगो (बुख़ारी, किताब बदयिल ख़लकि और मुस्लिम वगैरह) 


2] / 38 


है 





सूरतु लुक़्म्मान-२१ भाग-री । #54 ) ०७७४: ) »-- 
२४. हम उन्हें कुछ यूँ ही फ्रायेदा पहुंचा देते हैं, | ८: ४४50 .2::298348:2:55 
लेकिन आख़िर हम उन्हें बहुत मजबूरी की | 7० ४४०४:०॥२३ ७ :शी>बक 
हालत में सख्त अज़ाब की तरफ़ हाँक ले 
जायेंगे। 

२५. और अगर आप उन से पूछें कि आकाब #:6 2»0:.).205&0560::५5 
और धरती का पैदा करने वाला कौन है? तो ये 59८225727%6/:2०४ ८:20 ६5८६ 
ज़रूर जवाब देंगे अल्लाह, तो कह दीजिए कि | +/४५४७४2०७>४ ०४ #2५७४५४ ५० 
सारी तारीफ़ों के लायक्र अल्लाह ही है, लेकिन 

उन में से ज्यादातर लोग अंजान हैं | 

२६. आकाशों में ओर धरती में जो कुछ है वह | ६4॥;2 506 * 20; ०५.४) 3 ८ 4; 
सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह (तआला) 262१ 2 
बड़ा बेनियाज और महिमा (हम्द) और तारीफ़ '८/0७४ 
के लायक है | 

२७. और सारी धरती के पेड़ों की अगर क्रलमें | 8258 8:5:६००: 290 (८ 6; 
हो जायें और सारे समुद्रों की स्याही हो, और <८४8.2/422 ५.2८ ८.० ६४: 


कक हा. 


(८५६४2 
उन के बाद सात समुद्र दूसरे हों फिर भी हा ०८ मं" इनक क ४४ 
अल्लाह की तारीफ्र ख़त्म नहीं हो सकती |' (272 0४७० 2५३ 40। ७) ०५0 ८..! 
बेशक अल्लाह (तआला) प्रभावशाली और हिक्मत 

वाला है | 

२८. तुम सब की पैदाईश और मरने के बाद | ५8८५४ ४ 5 23. 5; (४८ (; 
जिन्दा करना ऐसा ही है, जैसे एक जान का,, हक के पे ६, कक 
बेशक अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है | 3० 29 (४५०५४ ०) 





' इस में अल्लाह तआला की तारीफ़, बड़ाई, जलाल, उस के सब से अच्छे नामों, सब से अच्छे 
गुणों (अवसाफ्र) और उस के वे कलिमा जो उसकी तारीफ़ से आगाह कराते हैं उनका बयान 
हैं, वे इतने हैं कि किसी के लिए उनका घेरना या उनकी जानकारी या उन के असल और 
हकीक्रत तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं है | अगर कोई इसकी गिनती करना और लिखित तौर 
में लाना चाहे तो दुनिया के सभी पेड़ के कलम बना लिये जायें और सारे समुद्र के पानी की 
स्याही बनाकर लिखना चाहें और व्रे ख़त्म हो जायें, लेकिन अल्लाह के इल्म, उसकी तख़लीक़ 
और सिफ्रत की ज्यादती और उसकी अज़मत और जलाल के प्रतीकों (मजाहिर। की गिनती नहीं 
की जा सकती | सात समुद्र अतिश्योक्ति (गुल) के रूप में है, दायरे में लेने का मक्रसंद नहीं है, 
इसीलिए कि अल्लाह की आयतों और कलिमा को सीमित (मह॒द्‌द) कर लेना मुमकिन ही नहीं 
है। (इब्ने कसीर) इस मायना की आयत सूर: कहफ़ के आख़िर में गुजर चुकी है | 


22 / 38 








सूरतु लुक्रमान-३१ भाग-२१ | 


२९. या आप नहीं देखते कि अल्लाह (तआला) 
रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता 
है ! सरज और चांद को उसी ने फ्रमंंवर्दार 
बना रखा है कि हर एक मक्ररर बकत | 
(निर्धारित समय) तक चलता रहे, अल्लाह 
(तेआला)। हर उस अमल को जो तम करते हो 
जानता है | 


२०. यह सब (इन्तिजाम) इस सबब है कि 


अल्लाह (तआला) सच है और उस के सिवाय 
जिन-जिन को लोग पुकारते हैं सब झडठे 
(वातिल। हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) बहुत 
आला (ऊँचा) और बहत बड़ा है | 


३१. क्‍या तुम इस पर ख्याल नहीं करते कि. 


पानी में नावें अल्लाह की नेमत से चल रही हैं, 


इसलिए कि वह तुम्हें अपने निश्वान देखा दे, | 
बेशक इस में हर सब्र करने वाले और | 


शुक्रगुजार के लिए बहुत सी निशानियां हैं | 


३२. और जब उन पर धारायें उन छत्रों 
साइबानों) की तरह छा जाती हैं, तो वे (बहुत। 
यक्रीन कर के अल्लाह (तआला) ही को पकारते हैं 
और जब अल्लाह (तआला) उन्हें छटकारा 
दिलाकर धल (ख़ुश्की) की तरफ़ पहुंचाता है, तो 


कुछ उन में से संतुलित (ऐतदाल पर) रहते हैं, 


और हमारी आयतों का इंकार वही करते हैं, जो 
वादा तोड़ने वाले और नाशूुक्रे हों | 





$ | 70«» 5४] 





!) ०.०४ ० +.. 


(&06५४3,७/॥७ 2: 6४८67 
७॥७/६ ह४8॥ 88%: (7 


डी | नी की. सनी. न न मड 


जला १9 न्कटट 
39: 2.> ०४५४ ५... ८0 ($(#-०5 ८ 


जड़ कुल “१ >> >> 


(८: ०४% ०५ (० () ३9 (३०० »० ८0। (८) ५ ०४ 


जी की का की २ हीं जी जन 


| (3० ५० ०५)। ४५२ ४(.॥५)५ > 


की रा क 


|. डी १ नी ढीली 


५0 एज >ल्‍्घ) (3 (४२८ 2६) (5: 
8.3 द्र ८0५ ५ ८।*५५२ ० ५.) 


45॥॥#5 ४६ ८,४५७:2६।५४ 


(६६ डी हू जो कु * हक 


2४ (/.०७०४ ८८७ ० (८००८० ((७५..2/०६० 
नी ५ ६20 ना नल #३ #*# ०६७ 
32,» ॥६& 


! यानी रात का कुछ भाग लेकर दिन में शामिल करता है, जिस से दिन बड़ा और रात छोटी हो 
जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में होता है, फिर दिन का कुछ भाग लेकर रात में श्ञामिल कर 
देता है जिस से दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है, जैसे सदी के मौसम में होता है | 


23 / 38 


सूरतु लुकमान-३१ ११ ७७०७३,३० 


५४ ४४४ 268 “७९६ 
(६ ही ही डक आज टू. #* 9 ० ९; 
3 » 999०४) 8५५१ ७१ ७० ४:०९ ५ 


2555 62.00:55/6:64.)#0# 
(39))22900 »5५४६ (१5६, 





३३. लोगो! अपने रब का भय (डर) रखो और 
उस दिन का भय करो, जिस दिन पिता अपने 

पु को कोई लाभ (फ्रायेदा) न पहुँचा सकेगा 

र न पुत्र अपने पिता को तनिक भी लाभ 
पहुँचाने वाला होगा, याद रखो! अल्लाह का 
वादा सच्चा है, देखो! तुम्हें सांसारिक जीवन 
धोखे में न डाले और न धोखेबाज (शैतान) तुम्हें 
धोखे में डाल दे | 


३४. बेच्रक अल्लाह (तआला) ही के पास 
क्रयामत का इल्म है, वही बारिश करता है और 
माँ के गर्भ में जो है उसे जानता है | कोई (भी) | 
नहीं जानता कि कल क्‍या कुछ कमायेगा? न 
किसी को यह मालूम है कि किस धरती पर 
मरेगा! याद रखो! अल्लाह (तआला) ही पूरे 
ज्ञान (इल्म) वाला और सच्चाई जानने वाला है। 


बदकती बल नी हर के ढ## #,, ६ 
(25 ५३८८८॥ 2५ ६४४50 6! 
७)५४5८७+९४००५ ३ ८८४५४ ५८.४ 
(85,035 543»0# 5६5 (£४ 


हट) 99 &/272 #.०११. ४ हट पं बाई 
(३) 2-४.०३2० ०५०४ ५००७७ ४५ 





। हदीस में आता है कि पाँच चीजें अप्रत्यक्ष (गैव) की कुंजियाँ हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई 
नहीं जानता | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: लुकमान और किताबुल इस्तिस्क्रा) (१) क्रयामत 
के क्ररीब होने की निश्वानी तो नवी & ने वयान किये हैं, लेकिन कयामत के आने का निश्चित 
ज्ञान (यक्रीनी इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं, किसी फ्ररिश्ते को नहीं और किसी भेजे 
गये रसूल को नहीं | (२) बारिश का मसअला ऐसा ही है, निशानी और इशारे से अंदाजा तो 
लगाया जा सकता है लेकिन यह बात हर इंसान के अनुभव (तर्जुबा) और दर्शन में है कि यह 
अंदाजे कभी सही होते हैं कभी गलत | यहाँ तक मौसम विभाग का एलान भी ठीक नहीं होता, 
जिस से मालूम होता है कि बारिश का भी निश्चित ज्ञान (इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को 
नहीं | (३) माँ के गर्भ में मशीन के जरिये लिंग (जिन्स) का अधूरा अंदाजा तो शायद मुमकिन है 
कि लड़का है या लड़की? लेकिन माँ के गर्भ में पलने वाला यह बच्चा नसीब वाला है या 
बदनसीब और पूरा है या अधूरा, ख़बसूरत होगा या बद्सूरत, काला होगा या गोरा वगैरह 
बातों का इल्म अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | (४) इंसान कल क्‍या करेगा? वे दीनी काम 
होगा या दुनियावी? किसी को आने वाले कल के बारे में इल्म नहीं है कि वह उस की ज़िन्दगी 
में आयेगा भी या नहीं? और अगर आया भी तो बह उस में क्या कुछ करेगा? (५) मौत कहाँ 
आयेगी? घर में या घर से बाहर, अपने देश्व में या परदेश में, जवानी में आयेगी या बुढ़ापे में, 
अपने दिल की तमन्ना (इच्छा) प्री होने के बाद या पहले? किसी को इल्म नहीं | 

24 / 38 


सूरतुस्सज्दा-३२ 





सूरतुस्सज्दा-३२ 


सूर: सज्दा मक्का में नाज़िल हुई और इस में 


तीस आयतें और तीन रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१९. अलिफ्र - लाम * मीम * 


२. बेशक इस किताब का नाज़िल करना सारी 
दुनिया के रब की तरफ़ से है | 


३. क्‍या यह कहते हैं कि इस ने उसे गढ़ लिया 
है?' नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रब की तरफ़ से 
सच है, ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास 
आप से पहले कोई डराने वाला नहीं? आया, 
मुमकिन (संभव! है कि वे सच्चे रास्ते पर आ 
जायें | 


>> ७7०+))॥ 40) 2.2२ 
2 विन "कम 
() 3-| 


# है... ह ५. - कुल. नम (2 # #(# १८४ 
५220०१५.३१५००० ४ ..<५०। 8४०१५ 

4 न कि ना हि 

(2) ८४१५४! 

४5५5 #. ६; “# ९८6६० ८१, “??*2० +/ 
03 (१ (5चच। ५० (५ ४.०७। (:)» ५६; .»'! 
न 4॥5% # छा. >> र्डि # # # दि फ् हट ना ७:5६ शा 
20.5 ००2 22.0० ००१ ०७० 4 ५» 3.5) 

८73 # # अन्ना १ छल 


'३ ) (३9 ०-७२ .०३*०० 


सूर: अलिफ्र- लाम* मीम" अस्सज्दा : हदीस में आता है कि नबी % जुमे (शुक्रवार) के दिन 


 फ्रज (भोर) की नमाज़ में अलिफ्र* लाम* मीम* अस्सज्दा (और दूसरी रकअत में) सूर: दहर 
पढ़ा करते थे | (सहीह बुख़ारी और मुस्लिम कितावुल जुमा) उसी तरह यह भी सहीह सनद से 
साबित है कि नबी «६ रात को सोने से पहले सर: अलिफ्र- लाम* मीम - अस्सज्दा और सूर: 
मुल्क पढ़ा करते थे | (तिर्मिजी नं: ८९२ और मुसनद अहमद ३४०९३) 


'पघतलन बम. 


यह फटकार के तौर पर है कि क्‍या सारी दुनिया के रब की उतारी हुई इस अहम किताब 


(ग्रन्थ) के बारे में कहते हैं कि इसे ख़ुद (मोहम्मद &) ने गढ़ लिया है | 


कच्ची 


यह क्रुरआन के नाजिल होने का सबब है, उस से भी मालूम हुआ (जैसाकि पहले भी बयान 


गुजर चुका है) कि अरबों में नबी & पहले नबी थे | कुछ लोगों ने हजरत शुएऐब को भी अरबों 
में भेजा हुआ माना है, इस बिना पर उम्मत से मुराद फिर ख़ास तौर से कुरैश होंगे जिनकी 


तरफ़ कोई नवी आप #% से पहले नहीं आया | 


25 / 38 





सूरतुस्सज्दा-३२ १९.०७...) ; ) 9-० 


४. अल्लाह (तआला) वह है जिस ने आकाशों | ५७४५ ४9॥४८०५,.८॥ $5 53० 4| 


और धरती को और जो कुछ उन के बीच है 
सव कुछ छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर 
बुलन्द हुआ, तुम्हारे लिए उस के सिवाय कोई 
मदद करने वाला सिफ्रारिशी नहीं,' क्या फिर 
भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? 


हे नही ' (६ छपि 74 

» (६७ (4+ ७४-।.००४६ ४५८. ३ 

629 ५$ ॥ न्‍ हम ८2505 ह #: 

कर &! कम हम (७१९ ८.2) कह ; है 
४297 35 (25७ 4५४५० ०० 


५२ क -। प (हल हर्ट टू ही 


4 0६) > ००८ ५७५। 


५. वह आकाशञ्व से धरती तक कामों का इंतेजाम 
करता है, फिर (वह काम) एक ऐसे दिन में उसकी 
तरफ्र चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारे 
हिसाब के एक हज़ार साल के बरावर है | 


22० >र्द हे 4 2४ हा. _यज॒यव औ५ ढह 
८४.» 2.9] 3! ४५... ०2+9४। ०२ 


६ ल्‍्ी डी “7 (५ “ट, तो & 9“ + ४ क्क्ल 
43 9०... .७)| 8.)).59 (०७./५: ८ ४५०) 


कु बह इक 


>म हाजिर और ग़ैब जज जानने कम है # 5) (६६ नी... कला ॥ #“॥." 
६. यही है हाजिर और गैब का जानने वाला |. 0१2१ 5 8:08॥7.820)% 40५ 


जबरदस्त ग़ालिब, बड़ा मेहरवान | 
७. जिस ने बड़ी ख़्बसूरत बनाई जो चीज भी 


बनायी और इंसान की पैदाईश मिट्टी से शुरू 
की! 


सा; जी 
7”मै-ह नी दो जन मी हल छहीं के डही है] 


५८८ ८; ८६ 4 / 

5७523 585 ५४४8 ४५ 
पड दी क् (८१ 4. 
(70०४2 ०१०५-०१ 


न फिर उसका वर एक तुच्छ ([ हक़ीर ) पानी क्‍ शेह- हट, 20- न्‍ॉ हे (28 किक, नाक नाना ८5८ ८ 
के निचोड़ से बनाया | "यकगए 


नी नली * अुज्नड है ना 


न कड़ी क्र (“व श्र 
(>> १ 4-23. है 423 (५०० ३०. ३०.०० 
५५४$५४:८0४४६०/४ 
/9)८.../8५ 


९. जिसे ठीक-ठाक कर के उस में अपना प्राण 
(रूह) फैका, और उसी ने तुम्हारे कान, आँखें 
और दिल बनाये, (उस पर भी) तुम वहत ही 
थोड़ा शुक्रिया करते हो | 








! यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम उस के जरिये 
अल्लाह के अज़ाब को टाल सको, न वहाँ कोई सिफ्रारिश करने वाला ही ऐसा होगा जो तुम्हारी 
सिफ्रारिश कर सके | 

? यानी पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया, जिन से इंसानों का आगाज हुआ और उनकी 
बीवी हजरत हौवा को आदम की बायीं पसली से पैदा किया, जैसाकि हदीस से मालम होता है | 

) यानी वीय॑ ।मनी) की बैद से | मतलब यह है कि एक इंसान का जोड़ा बनाने के बाद, उस के 
खानदान के लिए यह तरीका मुक़र्रर किया कि औरत-मर्द आपस में विवाह (शादी) करें, उन के 
मिलन से जो पानी की बंद, स्त्री के गर्भाशय (रिहम। में जायेगी, उस से हम एक इंसान का 
जिस्म बनाकर बाहर भेजते रहेंगे | 





26 / 38 





सूरतुस्सज्दा-३२ 


१०. और उन्होंने कहा कि क्‍या हम जब धरती 
में खो जायेंगे क्या फिर नये जीवन में आ 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि उन लोगों को 
अपने रंब के मिलन का यक्रीन ही नहीं | 


११. .कह दीजिए ! कि तुम्हें मौत का फ्ररिश्ता 
(यमद्त) मारेगा जो तुम पर तैनात किया गया 
है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ़ लौटाये 
जाओगे | 


१२, और काश कि आप देखते जब कि पापी 
लोग अपने रब के सामने सिर झुकाये हुए होंगे, 
कहेंगे कि हे हमारे रब! हम ने देख लिया और 
सुन॒ लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे तो नेकी 
के काम करेंगे, हम ईमान वाले हैं | 


१३. और अगर हम चाहते तो हर इंसान को 
हिदायत दे देते, लेकिन मेरी यह बात पूरी तरह 
सच हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नम को इंसानों 
और जिन्‍्नों से भर द॑गा | 


_ १४. अब तुम अपने उस दिन के मिलन को भूल 
जने का मज़ा चखो, हम ने भी तुम्हें भुला दिया, 
अपने किये हुए अमल के (बुरे नतीजे) से स्थाई 
यातना (मुस्तक्रिल अजाब) का मज़ा लो | 


१५. हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं, जिन्हें 
जब कभी शिक्षा (नसीहत) दी जाती है तो सज्दे 
में गिर पड़ते हैं, और अपने रब की तारीफ़ के 
साथ उसकी महिमागान (तस्बीह) करते हैं और 
तकब्बुर से अलग रहते हैं | 


१६. उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग 
रहती हैं, अपने रब को डर और उम्मीद के 
साय पुकारते हैं,' और जो कुछ हम ने उन्हें दे 






३3 मे हा! / हनी 





३६८86 29 3 ६४५ ६४ ३9६ 
(00८४9 »935 5७, «५ 0:4,:५5 


> 52०5 ७९ ५०४४५ ०3: 5 


हि “ 98“ 92. हर 6 * *, 
'॥| / (2०१०० > ७-2) ()) ढ़] 


" १७ 9 | ॥१ "४८ *<८ 
०७००८: ५-४६८०५५%८४)॥ ३) (४४४9५ 
५226७-5 6.2 6555205 5५ 


क् 


020655:0 ७८5८5 


क ४5७ ॥ # अन्य थ हैं (2५ (६४५ कली 
०2०५५ ५७५०७ (४४ ०० ५०० ४४८ »५ 
न है हा  इरेर ८४:०५ # आअन्‍्टभर ५5६“ 
2००० (०2 ७७९ (४००५ (५:2९)५४। (६> 
“5, 9 नक नी (६) ५ 

"3, (न! (7५२७ 

74 (लक 49 ई: [६ ्द, हक १ अ्थ्ूक 9१+9 ५६ [ः 3ट्रल्जड 
००६०० ५ ७५७०-११ ८५७ »-२० 49०5 ५७ 


_ी न“ 47.१ 


नि ऑकर की ०३: ५ ही £॥ : 
'04922, ) 0 ७0230 / ५०३७ ५ ५० 99599 


/ हु? हट हैंथप (“अल > ५9०४ (६ 
५५००७ || ८2२०) ५५०५ ८०2४ ५..! 

# 4 42 क्र आर अटी ्आणडटू#न् अ नहरगू 
2०० ५ ०९२० २+>५ 4१४८-०३ ००१५० 93 
न ३४ ८.2 है. हम ५ 

(5) 0392-४० > 


# 9 #% 8 के 


७४३८४ ०८६8५, ०१०७१४८७ ६६८ 


किट हक #क # 8 श्र दुर (£, ड् हि कह 2 बर्ड आह ($:2 
:6/ (.) ५४६० ०6७.) ७३१ 2 9 9 रह के 


। यानी उसकी रहमत और नेमत के साथ उसके एहसान और इंआम की उम्मीद भी रखते हैं और 


27 / 38 


सूरतुस्सज्दा- ३२ आग ) + | [ ०.०७.) ०) $«« 





रखा है, वह खर्च करते हैं | 


७ ऑडीनली>न्ट्रड जद हक ही 


२ 89 (७2.०७ (४०]। ( (4५.० ५७ 
09८४5 ५४ ५,५४४ 


(७ 


१७. कोई प्राणी (नफ्स) नहीं जानता जो कुछ 
हम ने उनकी आंखों की ठंडक उन के लिए 
छिपा रखी है,” जो कुछ करते थे यह उसका 
बदला है | 

१८. क्‍या वह जो ईमानवाला हो उसके वराबर 
है जो भ्रष्टाचारी (फ़ासिक्र) हो? ये बराबर नहीं 
हो सकते | 


१९. जिन लोगों ने ईमान क़ुबूल किया और 
नेकी के काम किये, उन के लिए दायमी जन्नत 
है, मेहमानी है, उन के अमल के बदले जो वह 
करते थे | 


२०.और लेकिन जिन्होंने हा उक्म की नाफ़रमानी 
की उनका ठिकाना नरक है, जव कभी भी उस 
से निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये जायेंगे, 
और कह दिया जायेगा कि अपने झुठलाने के 
बदले आग का मजा चखो | 


8) ०४००४७६,४८४ ७९,६४४ ०४६५र्जी 
हे न डी /॥ अ >> ह 2 नी 
८५०६३ २०७.७॥॥.८3 ५००८३). | 
9०४४४४८, ९४. ५४ 


न ट्ध्र [६ / (५ 22८ “₹ ५ (4५ 
89) ८४०) ६॥ ०७५ ५७७४. (८)))। (909 
१६7०8 $#«7 « धद ल्‍ा ६५ क््क्क़ (2, १##7 ८ १० 
|93.,०६- (0५१ ७७ 9००८ ७५०१ ४०७०५ ०) 


2&866/५2900॥,6 ९75 





उस के ग़जब और अज़ाब और पकड़ और सजा से डरते भी हैं, सिर्फ़ उम्मीद ही उम्मीद नहीं 
रखते हैं, कि अमल से वेफ़िक्र हो जायें (जैसाकि बे अमल और बेअमलों का काम है। और न 
अज़ाब का इतना डर ही रखते हैं कि उसकी रहमत और नेमत से मायूस हो जायें क्योंकि यह 
मायूसी भी कुफ़ और गुमराही की सूचक निशानी) है | 
खर्च में जकात (आवश्यक दान) आम सदक़ा (सत्कार) नेकी दोनों शामिले हैं, ईमानवाले दोनों 
का अपनी ताकत भर प्रयोजन (इस्तेमाल) करते हैं | 
यानी उस को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, उन उपहारों (इंआमों) को जो उक्त ईमान 
वाले के लिए छिपा रखी हैं, जिन से उनकी आँखें ठंडी हो जायेंगी | इसकी तफ़सीर में नबी & 
ने यह हदीस कुदसी बयान की है कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि मैंने अपने नेक बदों के 
लिए वे चीजें तैयार कर रखी हैं जो किसी आँख ने देखी और न किम्ली कान ने सुनी, न किसी 
इंसान के ध्यान में आयी | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: सज्दा) 
यह प्रश्न नकारात्मक (मन्फ्री) है, यानी अल्लाह के सामने ईमान वाले और काफ़िर बराबर 
नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन के बीच वहुत फ्रासला और द्री होगी, ईमान वाले अल्लाह के 
मेहमान होंगे और मान-सम्मान (इज्जत-एहतेराम) के हकदार होंगे | 

28 / 38 


"राम 


हज 


दिस 






सूरतुस्सज्दा-३२ भाग-२१ | 73 


२१. और बेशक हम उन्हें क्रीब के छोटे से [..5७॥ 6; 3५9 5॥ 226& 0525 
. कुछ अजाबों को! उस बड़े अजाब के अलावा 0४४०४ :४५ 7५ 
चखायेंगे ताकि वह लौट आयें | 302 5८2-०४४ ३४४ 2. 
२२. और उस से “जी जालिम कौन है जिसे ७525 55 ५४५7705228 0८ 
अल्लाह की आयतों से भाषण (वाज) दिया गया, | ६. ..,...:, ० »४ ० (६ » ६८ 
फिर भी उस ने उन से मुख फेर लिया, निश्वव | ४१४“ ५४४: ७2 ०८* 

हम भी पापियों से बदला लेने वाले हैं| 


२३. और हकीकत में हम ने मूसा को किताब | 52:20 ८-४ ४६ <8॥ ४» ६:8 ४&$ 
। ग्रन्थ ) अता की तो आप को कभी उस के ञ् ५ वा अत की । कक । आओ ॥ | 2८ 4. 4| श्न्ज्ा 

में हे (23)()2%/«]| 5-2 ७.७ ८०८. ७०० ५2 (72 
मिलन में शक नहीं करनी चाहिए, और हमने | कम 
उसे इस्राईल की औलाद की हिदायत का ज़रिया 
बनाया | 
२४. और हम ने उन में से, चूंकि उन लोगों ने | ६6 »(५ ८3४४ ६4 ७५ ६८४८५ 
सब्र किया, ऐसे अगुवा बनाये जो हमारे हुक्म से | #ट'छट (०६ !5६२५।:१८८ 
लोगों की हिदायत करते थे और हमारी आयतों 24 ७७३५० ५२४५।७७ ३५ ४ 9.4० 
पर यक्रीन रखते थे |” 

नहीं कील्‍त. बी हिल्‍-ह कनली ही 


२५. बेशक आप का रब उन सब के बीच इन | 3.,5)॥ 29 ०6:५० ()..०४) »० ८४3 | 


सारी बातों का फैसला क्रयामत के दिन करेगा > डक ५८८५ 
में इख्तिलाफ़ रहे ं (25) (५०:०७ डक 2य हि ! १27“? 
जिन में वे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं | (25) ०५०८७ 4५3७७ ५.३ 


। क्ररीबी अज़ाब (निकट की कुछ यातनाओं) से दुनियावी अजाब या दुनियावी दुख और रोग 
वगैरह मुराद हैं, कुछ के क्ररीब वे क्रत्ल इस से मुराद हैं, जिस से बद्र के युद्ध में काफ़िर 
पीड़ित हक , या वह सूखा है जो मक्कावासियों पर पड़ा था | इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं ये सारी 
हालतें और परिस्थितियां (कवाएफ़) इस में शामिल हो सकती हैं | 

2 इस आयत से सब्र की अहमियत जाहिर होती है, सत्र और तक्रवा का मतलब है कि अल्लाह के 
हुक्म का पालन करने और पाप को छोड़ने में और अल्लाह के रसूलों की तसदीक्र और उन की 
में जो कष्ट सहन करने पड़ें, उन्हें ख़ुशी से सहन करना | अल्लाह ने फ्ररमाया: उन के 
सब्र करने और अल्लाह की आयतों पर यक्रीन करने के सबब हम ने उन्हें इमामत और 
प्रतिनिधित्व (पेश्॒वाई) की जगह पर नियुक्त (मुतअय्यन) कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उस के 
ख़िलाफ़ परिवर्तन (तहरीफ्र) और संशोधन (तावील) का काम शुरू कर दिया तो उन से यह पद 
छीन लिये गये | इसलिए उस के बाद उन के दिल कड़े हो गये, फिर न उनका अमल सदाचारी 
(तक्रवा वाला) रहा न उनका ईमान ठीक | 


29 / 38 





सूरतुस्सज्दा-३२ है हर । + कल 





२६. क्‍या इस बात ने भी उउ्हें मार्गदर्शन प्रदान है. कह ४ ४ 260 (/९है९ है५। ४7३ १९| 
(हिदायत) न किया कि हम ने उन से पहले के 


नहीं के कुक जी ०6.४ 7 | तक. जी करी कुकी क़ 

सी जे कि कि, जित्त १) ५ ५ ॥ कि । « 4 (0) हम 2 हुए, | 

बहत सी जमाअतों को हलाक कर दिया, जिन | +)? ४४“ “&> ५ ०१०४ ५१०४ 
के आबासों में ये चल फिर रहे हैं | उस में तो 


(26) ७५०-2४७० ९१४ 
बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं, क्‍या फिर भी यह नहीं 
सनते | 


#8> 49 न्न्‍टफ # | ..4 00] (६ कै जान कही जॉनी 

28५ 2293) 3... ४ ५४ ».$| 
कम + लीन हु. £7 [2१ ८.54 

८०७०४ 3०६०७ ८4:4५ (४60: ५९ है. 
3 ज़ी जलन 


५27/ (.)$०७:० ५७। 


२७. क्‍या यह नहीं देखते कि हम पानी को उसर 
(निर्जज) धरती की तरफ़ बहाकर ले जाते हैं, 
फिर उस से हम खेतियाँ उपजाते हैं जिसे उन 
के जानवर और वे ख़ुद खाते हैं,' क्‍या फिर भी | 
यह नहीं देखते? 
२८. ओर कहते हैं कि यह फ़ैसला कब होगा? 

अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ?”* 


22:82 (८४॥४५ & ८0५5; 
(2४) ०७५० 
>& ५2) 8,58 278४५ 68 ५५ 5 
(29) ०५७४४ »» ४; 


२९. जवाब दे दो कि फ्रैसले के दिन ईमान 
लाना बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और 
न उन्हें ढील दी जायेगी |? 

३०, अब आप इनका ख्याल भी छोड़ दीजिए. 
और इंतेजार में रहें यह भी इंतेजार कर रहे हैं | 


जे ल्‍ # ५ [१:7४ क हट] हर .३: + 3.8 9 9, ॥$% (६ 
'30/ 0) 9 2: )39:।9 ०6४ ००»! 


का 


पानी से मुराद आकाशीय बारिश और श्रोतों (चश्मों), नालों और घाटियों का पानी है, जिसे 
अल्लाह तआला बंजर और बेजान जगह की तरफ़ बहाकर ले जाता है और उस से पैदावार 
होती है जो इंसान खाता है, और जो भूसा और चारा होता है वह जानवर खा लेते हैं | इस से 
मुराद कोई खास इलाका और ज़मीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर बेजान, बंजर समतल 
जमीन को ज्ञामिल करता है | 
इस फ्रैसले (विजय!) से मुराद अल्लाह तआला का वह अज़ाब है जो मक्का के काफ़िर नबी & 
से माँगा करते थे और कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद (%] तेरे अल्लाह की मदद तेरे लिए कब 
आयेगी, जिस से तू हमें डराता रहता है? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि तुझ पर ईमान लाने 
वाले छुपे फिरते हूँ | 
इस फ़ैसले के दिन से मुराद आख़िरत के फ्रैसले का दिन है, जहाँ ईमान क्ुबूल किया जायेगा 
और न मौक़ा दिया जायेगा, मक्का फ्रत्ह का दिन नहीं है, क्योंकि उस दिन .७४, का इस्लाम 
कुबूल कर लिया गया था जिनकी तादाद लगभग दो हजार थी | (इव्ने कसीर! 

30 / 38 





किन्‍्नमम. 


क्ज्जी 


रॉक. 





सूरतुल अहजाब-३३ भाग-२१ 





। है थ कार हि. कै । | ०) १-२ 





सूरतुल अहजाब-३३ 


सूर: अहजाब मदीने में नाज़िल हुई और इस में 
तिहत्तर आयतें और नौ रूक॒ऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. हे नबी! अल्लाह तआला से डरते रहना और 
काफ़िर और मुनाफ़िकों की बातों मेंनआ 
जाना, अल्लाह तआला बहुत इल्म वाला बहत 
हिकक्‍्मत वाला है | 


5] ॥ # लॉ | .। षक 
त्ि)। (939) 20) ०.२ 
०५20 8 ४३ 58 | 6४४ ६६९ 
४ (2 0५४ शी > ८६ “.+ (फल र, 3 हा 
(20:86 0४८४5 6८७: 


२. और जो कुछ आप की तरफ आप के रब ८६ 5 6॥*४8$ 2.०.८7॥ 5४ ६३/॥६ 
की तरफ्र से वहयी (प्रकाशना) की जाती है! है. 


उसकी दइत्तेबा करें (यक्रीन करो) कि अल्लाह (2)| 4 ०५४ (५ 


तुम्हारे हर अमल से वाक़िफ़ है | 
३. और आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें। .- हद (८: 2८४० ४ है 9: 8. पृषट हद दव८ 
अल्लाह काम बनाने के लिए काफ़ी है | (22929 603 (3740७ ९6५५ 


४. किसी इंसान के सीने में अल्लाह ने दो दिल | (८55५३: 3.7:82८5 47 20:८५ 
नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम | 22५55 हार ०5८ 2 ४ #आंकााक ४ 
माता कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी | 7 (७७४४ ५५९०० 8। 49) (ल्ट 
(सचमुच) मातायें नहीं बनाया ओर न तुम्हारे |(3$7₹ 5, 522" 5८८. ८: (८; 
गोद लिये हुए बालकों को (हक्रीक्रत में) तुम्हारे ह ये कक के के ऑज कक के अंक द 
पुत्र बनाये हैं | यह तो तुम्हारे अपने मुँह की | ७२6८५५ छ० 0, 4009 ».०3» ९ 
बातें हैं, अल्लाह (त्आला। सच बात कहता हैः 


हा (जे) हु 


कं गा ५ 
+/ (०४४) 





हम 


यानी क्ररआन की और हदीसों की भी, इसलिए कि हदीसों के शब्द यद्यपि (अगरचे) नबी & के 
पाक मुह से निकले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब और तफ़सीर अल्लाह की तरफ्र से ही हैं, 
इसीलिए उनको गुप्त प्रकाशना (बहयी गैर मतलू) या पाठ न की जाने वाली (अपाठ्य) वहयी 
कहा जाता है | 
यानी किसी को माँ कह देने से वह माँ नहीं बन जायेगी, न पुत्र कहने से पुत्र बन जायेगा, यानी 
उन पर माँ और बेटे का धार्मिक विधान (शरई कानून) लागू नहीं होंगे | 
इसलिए उसकी पैरवी करो और मुह बोली औरत को मां और गोद लिए बच्चे को पुत्र न कहो, 
ध्यान रहे कि किसी को प्यार-मोहब्बत में पत्र कहना अलग बात है और गोद लिये बच्चे को 
हक़रीकी बेटा मान कर बेटा कहना दसरी बात है, पहली बात मान्य है, यहां मकसद दसरी बात 
का हराम करना है | 


की 


विद्कन्जीी 


3] / 38 


सूरतुल अहजाब-३३ भाग-२१ ॥| 
और वही (सीधी) राह सुझाता है | 
५. गोद लिए बच्चों को उन के (हक्रीक़ी) पिताओं | ८6 ४५५५ ४:8 2 :2५.८५ 25/25 
की तरफ़ मंसूब करके बुलाओ, अल्लाह के क्ररीब ४20:2.2203 550 $ केक 0 ;;। 
(हक्रीक़ी) पिता का इल्म ही न हो तो वे तुम्हारे | ४ ८034 55 05 (५22५: 
दीनी भाई और दोस्त हैं | तुम से भूल चूक से | 5)/ 5/:६20८6:2/2%६ 2,242 
जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई गुनाह ह यह. 
नहीं, लेकिन गुनाह वह है जिसका तुम इरादा 
करो और इरादा दिल से करो | अल्लाह (तआला) 
बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 

६. पैगम्बर ईमानवालों पर खुद उन से भी | ४&29)45९-४02 ८४७७४ 0३७४४ 
ज्यादा हक़ रखने वाले हैं, और पैग़म्बर की | .*८ ४५८६० (29॥//2 ::६4 
बीवियाँ ईमानवालों की मातायें हैं? और | न "यह हर ; ४ | 
रिश्तेदार अल्लाह की किताब के आधार पर | 2१०९४७४४५८४३८४४ ०८ ५४५८८ 
दूसरे ईमानवालों और मुहाजिरों के मुकाबले | 8६८४५४६५४४ ०५०) 6। 8८४ (| 
ज्यादा हक़दार हैं । (हाँ) तुम्हें अपने दोस्तों के 292५. %0 
साथ अच्छा सुलूक करने की इजाजत है | यह 29५ 9 ५ 
हुक्म 'सुरक्षित पुस्तक' (लौहे महफ्रज) में लिखा 
हुआ है | 





कही जन 9 चर नटफीजफडट 


2हृुज*% 9 #/# 


इस हुक्म से उस रीति को हराम कर दिया गया जो जाहिलियत से चली आ रही थी और 
इस्लाम के शुरूआती दौर में मौजूद थी कि गोद लिये हुए बच्चे को हक्रीक़ी बेटा समझा जाता 
था | सहाबा केराम का क्रौल है कि हम जैद बिन हारिसा को जिन्हें रसूल अल्लाह & ने आजाद 
करके पुत्र बना लिया था| जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारा करते थे, यहाँ तक कि कुरआन 
की आयत .»(५9 .«,»» नाज़िल हो गयी | 
? नबी & अपनी उम्मत के जितने खैरख्वाह और भलाई चाहने वाले थे, स्पष्टीकरण (वजाहत) 
की ज़रूरत नहीं | अल्लाह तआला ने आप % की इस मुहब्बत और खैरख्वाही को देखकर इस 
आयत में आप (७) को ईमानवालों को अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करने लायक्र और 
आप & की ४ कम ००५ 2: सभी मुहब्बत से बड़ी ओर आप का हुक्म अपनी सभी इच्छाओं से 
बेहतर बताया है, इसलिए गनों के लिए ज़रूरी है कि शक * जिस माल की माँग अल्लाह 
के लिए करें, वह आप & पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें ख़ुद ही जरूरत हो, आप %& को 
अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें | (जैसे हजरत उमर का वाक़ेआ है) 
यानी इज्जतों एहतेराम के करने में और उन से विवाह (झ्ादी। न करने में मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतों की मातायें भी हैं | 


हिज्ती 


32 / 38 






्हॉ 242 | अट (६५ ' ८३-५० हर ै 2, «/ $ 
४५3 6५ ८६-४० ८८ 6४58) 
डा ५5 कम कक ॥म् दूर +प (223 
(७) (४-४ $ (५४३०५ ०2:25 ८५ (८०2५ 

 #ह# (६६ (& ५ री (; डा काना न्‍ी 
(7) &४562०6६50055:८2४ 
७५४0 &%58:.५०८६७५-७०६: 
(४) ४५ 


# (६4 कह है है ४9, कप | #/॥ /+ (६6 
424 40 4.२ |७ ०७५०० (2)०। ७२५ 
#?## (#* (० की. कृररीड 


| |७३०१5७०४५ ०३४० (६.१ 6५५+०.०(४८ ७5 


(१7४८2 ०४४. ८६ ८०६३५ ७५: 





, सरतुल अहजाब-३३ भाग-२१ | 735 ! 


“७. और जबकि हम ने सभी नवियों से अहद 
लिया (ख़ास तौर से) आप से और नह से और 
इब्बाहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे 
ईसा से और हम ने उन से वादा भी पक्का और 
. मजबूत लिया |! 
८... ताकि अल्लाह तआला सच्चों से उनकी 
सच्चाई के बारे में पूछे, और न मानने वालों के 
लिए हम ने दुखद सज़ायें तैयार कर रखी हैं| 
९. है ईमानवालो! अल्लाह तआला ने जो उपकार 
तुम पर- किया, उसे याद करो जबकि तुम्हारा 
सामना करने के लिए सेनाओं पर सेनायें आयी 
फिर हम ने उन पर तेज गति वाली आऔँधी और 
ऐसी सेना भेजी जिन्हें ् ने देखा ही नहीं," 
और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) 
सबको देखता है | 

१०. जबकि ुप्मन ) तुम्हारे ऊपर से और नीचे 
से आ गये? और जबकि आँखें पथरा गयीं और 
कलेजा मुह को आने लगा, और तुम अल्लाह के 
बारे में मुख्तलिफ़ विचार करने लगे | 





#६९/ है ९ कह ; 5६ 5: 23 5: का 9 
«१ (५... (०:2५ 3» (2 3»५० >]) 
ऑ डी ही 


प्रो ््< ५९५७४२१) (29 ५७॥ 9), 


ग्िका ्‌ >> $ ६4५ 4 
(0) ४,:७॥ 4५, ८५४ 





! इस वादे से क्‍या मुराद है? कुछ के क्ररीब यह वह वादे है जो एक-दूसरे की मदद हे और तसदीक 
का रसूलों से लिया गया था, जैसाकि सूर: आले इमरान की आयत नं* ८१ में है | कुछ के 
नजदीक यह वह बांदा है जिसका बयान सूर: शूरा की आयत नं* १३ में है कि दीन को क्रायम 

. कीना और उस में भेद (इख्तिलाफ़) न डालना, यह वादा अगरचे सभी नबियों से लिया गया 

था, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर. से पाँच रसलों का नाम है, जिन से उन की अहमियत और 

फ्रजीलत का अंदाजा होता है और उन में भी नवी & का बयान सब से पहले है, जबकि रसूलों 
के बिना पर आप %& आखिरी हैं, इस से आप & की इज्जत और एहतेराम की जिस तरह 
वज़ाहत हो रही है, उसकी व्याख्या ॥तफ्रसील) करने &, जरूरत नहीं है | 

इस आयत में अहजाब की लड़ाई की मुख्तसर जानकारी है जो ५ हिजरी में वाक्रेअ हुई, इसे 

अहजाब इसलिए कहते हैं कि इस मौका पर सभी इस्लाम के दुश्मन इकट्ठा होकर मुसलमानों के 

केन्द्र मदीने पर हमला करने के लिए आये | अहजाब अरबी जुबान में हिजब (गिरोह) का 
बहुवचन है, इसे ख़न्दक की जंग भी कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने मदीने के बचाओ के 
लिए मदीने की तरफ्र ख़न्दक़ (खाईं) खोद दी थी, ताकि दुश्मन मदीने के अन्दर न आ सके | 

इस से मुराद यह है कि हर तरफ़ से दुश्मन आ गये या ऊपर से मुराद गत्फ्रान हवाज़िन और 

दूसरे नज्द के मूर्तिपुजक हैं और नीचे के तरफ़ से कुरैश और उन के साथी और सहयोगी | 

यह मुसलमानों की उस हालत का बयान है जिस से वे उस वक्‍त परेशान थे | 


की 


कई 


रब: 


33 / 38 


सूरतुल अहजाब-३र२े 





५ की ०१४ # 9 (| ल्‍ 35 न हह< 
99»): 9०५५४०/५४ ०४ 
(॥)|02९< 

कक ह# कुछ उछाोफके हि 0: हक बी हि 
2९2४8 3 ८2५०5 5:५5<2॥ 0:29; 


कॉऔ कू अल # 


ल्‍तत+ १॥/१०५५ २६ ५4 ४ (25६ हु क्रजाडू 
(2) 08 )&/] 2)9-)१०४0।| ७०७१ ७५ ०० 


११. यहीं ईमानवालों का इस्तेहान लिया गया 
और पूरी तरह से वे झिझोड़ दिये गये | 


१२. और उस वक्‍त द्वयवादी (मुनाफ़िः5) और 
रोगी दिल वाले कहने लगे कि अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल ने हम से सिए, छल और 
कपट के ही वादे किये थे | 


१३. और उन ही के एक गुट ने आवाज लगायी 
कि है यथरिब वालो टच !' तुम्हारे ठहरने का (यह) 
मुकाम नहीं चलो लौट चलो, और उनका एक 
दूसरा गुट यह इजाजत नी से माँगने लगा कि 
हमारे घर ख़ाली और असुरक्षित जैर महफ्रज) 
' हैं | हक़ीक़त में वे (र,ले हुए) असुरक्षित न थे, 
(लेकिन) उनका मज़बूत इरादा भाग खड़े होने 
का हो चुका था। 


१४. और अगर मदीने के चारों तरफ़ से उन 
पर (सेनायें) दाख़िल करायी जातीं, फिर उन से 
फ़साद की माँग की जाती तो ये जरूर फ़साद | 
मचा देते और कुछ लड़ते भी तो थोड़ी सी | 


१५. ओर इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह से 
वादा किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह 
जा ) से किये गये वादे की पूछताछ ज़रूर 
है | 

१६. कह दीजिए कि अगर तुम मौत या कत्ल 
के डर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ काम 
न आयेगा, और उस वक्‍त तुम बहुत कम | 
लाभान्वित (फ्रायदेमंद) किये जाओगे | 


“ 5० (७ #<९ 2£9,, ४ह6॥॥८ 25३५ 
(३० ४ बम 


५०2४.» ५ ०6-2१ 4.4५ ८ 

शक ! हू ५८५ ढीकल टू १ १६ ्र् (ता 4 (६2 ही 
००० ७5५४८५८४३ ०४२26 556६: ५४ 
अं कमिए ्ं है (५५५ है कला (5५ 4 न डे १ हिल ५४ ८ । 
99९02 4:78, ८५:6॥८9,४6४ 


जी 


हर # है $ है 


(3 #+,, «| ं 
3)]॥3 9) 0५००): ०) 


१५० ँ <:॥(९ (४ का छा की छीन ०॥ ैव 
अड+ ० ०)५७। (०2 ०6४५ ००२० ५१ 
# ६ लॉनीली 


(9) ..25| ६४६६४ :5८:5५७६::॥॥ 


“री १४ ना और # है हनी [2 »6५$ 9 2.८० 
| (७१५2 ७ ().3 (०2 40 9५०७ |+ /%४ 2 
२१; क्रल है # कह # 


(525:%:५8॥0&८६ ६ 


| 


| 
१7१ # ०9 2 * टू # हत। ््र्ाः 20 १ 
५५०८2 ५5, ८) ))2॥ »४5४ ० (5 
# ९१६ ५. 49 <८# 


मेष: गज. कून की नी 
(695 ,65) «० ५।$। , ८6 ॥| 


हल की न 


९) | 


! यथरिब उस पूरे इलाके का नाम था, मदीना उसी का एक हिस्सा था, जिसे यहाँ यथरिब का 
नाम दिया गया है | कहा जाता है कि इसका नाम यथरिब इसलिए पड़ा कि किसी वक्‍त 
अमालिका में से किसी ने यहां पड़ाव डाला था जिसका नाम यथरिब बिन अमील था | (फ्रतहुल 
क्रदीर) 


34 / 38 


सूरतुल अहजाव-३३ भाग-२१ ११५४ ४४६५ ०० 


१७. पूछिये तो कि अगर अल्लाह (तआला/ तुम्हें [27,270 ८5:72 2४५५॥5 ८.०६ 
कोई बुराई पहुँचाना चाहे या तुम पर कोई | ,.,,. »., »«. «५ »»« पी नि 
रहमत (कृपा) करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें | ४“*«०००९४०११५.००.०१३०// ३६9- 
बचा सके (या तुम से रोक सके)? अपने लिए (72. ४४ ६; ५40 ७३५ 
अल्लाह (तआला) के सिवाय न कोई वली 

पायेगा न मदद करने वाला | 

१८. अल्लाह (तआला) तम में से (अच्छी तरह! 

जप दसरों रे रोकते 

जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने 
भाई-बन्धुओं से कहते हैं कि हमारे पास चले 








0७. “मी 5, कं अर की २:८५ औ जा कुनह शर्ट 


५०४५५ ५ >- ०७5२० 4 » ४ ५5 
जी की हक हि (॥ < #. कु. # (०-१ 
५०५) ८४५४५४५०८४॥ 5५ ०62») 


आओ और कभी-कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं! (8) ४१६ 4 


न कड़ी 432 2५८४ मं कला ओ.. कब, 


0५०४२०४९० ७४५ ७५५४ ४:९:८६ 4४ 


१९. तुम्हारी मदद में (पूरे) कजूस हैं, फिर जब 
डर, भय का मौका आ जाये तो आप उन्हें 
देखेंगे कि कि आप की तरफ़ नज़र जमा देते हैं 
और उन की आँखें इस तरह घूमती हैं, जैसे उस 
इंसान की जिस पर मौत की बेहोशी हो | फिर 
जब डर जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज 
जवान से बड़ी बातें बनाते हैं | माल के बड़े 
लालची हैं, यह लोग ईमान लाये ही नहीं हैं | 
अल्लाह (तआला) ने उन के सारे अमल बेकार 
कर दिये हैं, और अल्लाह (तआला) पर यह 

बड़ा आसान है | 


२०. समझते हैं कि अब तक सेनायें चली नहीं 
गयीं और अगर सेनायें आ जायें तो ये तमन्ना 
करते हैं कि काश्न कि वह वनवासियों में बंजारों के | 
साथ होते कि तुम्हारी ख़बर लेते रहते,' अगर 
वे तुम में मौजूद होते (तब भी क्‍या)? यूँ ही बात 


। 4 डे 0... 49 का हूँ, ### कल क # #०० 

७24४०४७:४:६६४:४64:7 

। 42. (, है. (२ कर / क्र्ना ह “95६६ डॉ 5... किला कि 
2५५ 2 (५ ०) ३३.० ५७९: ५.» 3५ ५ 
» | कल [६ १3 डॉ ४2॥%:2& क््भा डी ४£५ ० नी 
40॥9:>5)92£ » ४23 “/.:5०॥ १.2 
।9 


(०.४ ८5 (/£25 ८६४५४ 


जनों काने ता 


ह (४ नहर है कटा हर सफशटूश नाफजना मनी 
५००४७)५ ५:०५ ० ५४३०) ०१--+४ 
था #" किजी #/ट्रट कन करती नाता ध्श्ु 


जब] (३ ०५०५.०७-/ अ 33552 ५० >-७। 
#१९. हक कि सी है कम, कब काटी बा कक जलन 
3४ 99०० ८४९+८»४८४ 

रे की बा नी (६ 

(20)४:85)9& (६ 


! यानी दिल से बल्कि ये फ्रसादी हैं, क्योंकि उनके दिल कुफ्र और बैर से भरे हुए हैं | 

? इसलिए कि वे मूर्तिपूजक और नास्तिक (बेदीन) ही हैं, और नास्तिक और मूर्तिपूुजक के अमल 
बेकार हैं, जिन पर कोई बदला या नेकी नहीं | 

3 यानी अगर मान भी लिया कि अगर वे काफ़िरों के गिरोह दोबारा लड़ाई के इरादे से वापस आ 
जायें तो फ्रसादियों की इच्छा यही होगी कि वे मदीना नगर में आने के बजाय, बाहर रेगिस्तान 
में बहुओं के साथ हों और वहाँ लोगों से तुम्हारे बारे में पूछते रहें कि मोहम्मद (%&) और उसके 
साथी नाश्व हुए या नहीं? या कौफिरों की सेना कामयाब रही या नाकाम | 

35 / 38 





चल गहजाअ 738 | 
रखने के लिए तनिक लड़ लेते | 


२१. यक्रीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में अच्छा (75:25 ६:-48 ५: 3 5 ८४९६ 
नमूना हैं ! हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह ८) :2०७॥४८:82:26:॥2:7८6 
(तआला) की और क्रयामत के दिन की उम्मीद | 45% 40>23250/.22047,22० 
रखता है और बह॒त ज्यादा अल्लाह का जिक्र 

करता है !? 


२२. और जब ईमानवालों ने (काफ़िरों की) (56५ ४६2 ८४०७॥ ८४५४ ६६५ 
सेनाओं को देखा तो (अचानक) कह उठे कि | ;॥१2८८ 2६ ६८ 24५ 2225। ६८८; 


हमें 9००) $ ८४)। (३3७...० 3 4१०)३ 4७। ००७१ 
इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और उस के रसूल ५ ८: ०१६७८)३ ४४5६ ६; 
|) 50.2! ७) »७)5 (५ 





ने दिया था और अल्लाह (तआला) और उस के (22 / *७) 
रसूल सच्चे हैं, और उस (चीज़) ने उन के ईमान 
में ओर इताअत में और भी बढ़ोत्तरी कर दी | 


! सिर्फ अपमान के डर से या स्वदेशी (हमवतनी) के हक़ की वजह से, इस में उन लोगों के लिए 
घोर (सख्त) चेतावनी है जो जिहाद से पीठ मोड़ते हैं या उस से पीछे हटते रहते हैं । 

? यानी है मुसलमानों और मुनाफ़िकों! तुम सब के लिए रसूल अल्लाह # में नामूना है तो तुम 
जिहाद में और सब्र और तक्रवा में उसकी पैरवी करो | हमारा रसूल जिहाद के वक्‍त भूखा रहा 
यहाँ तक कि पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, उसका मुह जख्मी हो गया उसका दाँत टूट गया, 
खंदक अपने हाथों से खोदी ओर लगभग एक महीने दुश्मन के सामने डटा रहा | यह आयत 
अगरचे अहजाब की लड़ाई के बारे में नाजिल हुई है, जिस में लड़ाई के मौके पर ख़ास तौर 
से रसूलुल्लाह & की सीरत को सामने रखने और पैरवी करने का हुक्म दिया गया है | लेकिन 
यह हुक्म आम है यानी आप & की सारी कथनी, करनी हर हालत में मुसलमानों के लिए पैरवी 
फ्र्ज़ है चाहे उसका सम्बन्ध इबादत से हो या सामाजिक, अर्थव्यवस्था (मआश्वियत) से या 
राजनीति (सियासी) से, जिन्दगी के हर मोड़ में आप % की हिदायत की पैरवी फ़र्ज है | 

इस से यह वाजेह हो गया कि रसूल के इख़लाक़ की पैरवी बही करेगा जो आख़िरत में अल्लाह 
के मिलन पर ईमान रखता और बहुत ज्यादा अल्लाह का बयान और जिक्र करता है | आज 
मुसलमान भी आम तौर से इन दोनों गुणों (अवसाफ्र) से वंचित (महरूम) हैं, इसलिए 
रसूलुल्लाह & के अख़लाक़ की भी कोई अहमियत उनके दिलों में नहीं है, उन में जो धार्मिक 
(दीनी) लोग हैं उन के नेता, मुखिया, गुरू और आलिम हैं और जो दुनियावी लोग और 
राजनैतिक (सियासी) लोग हैं उन के गुरू और नेता पश्चिमी देश्व के स्वामी हैं | रसूल अल्लाह 
& से मुहब्बत के मौखिक (जुबानी) दावे बड़े हैं, लेकिन आप %& को मुखिया और गुरू मानने 
के लिए उन में से कोई तैयार नहीं है | 


हि 


36 / 38 






सूरतुल अहजाब-३२३ 739 


२३. ईमानवालों में (ऐसे) लोग भी हैं जिन्होंने 
जो अहद अल्लाह (तआला) से की थी, उन्हें 
सच्चा कर दिखाया, कुछ ने तो अपना वादा 
पूरा कर दिया? और कुछ (मौक़ा की) इंतेजार 
में हैं और उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया | 


२४. ताकि अल्लाह (तआला) सच्चों को उनकी 
सच्चाई का बदला दे दे और अगर चाहे तो 
मुनाफ़िकों को सजा दे या उन की भी तौबा 
कुबूल करे, अल्लाह (तआला) बड़ा क्षमाशील 20) (7६६६ 
(बख्चने वाला) और बड़ा रहम करने वाला है | या 

| #* 


२५. और अल्लाह (तआला)? ने काफ़िरों को [#259 ८ ४ ०५५०७॥)४ ८2.040।5:5 
गुस्से में भरे हुए ही (नाकाम) लौटा दिया कि ४६:४८७४४/७८/:/2॥ 65 
उनकी कोई कामना (तमन्ना) पूरी न हुई |" | ४४4४॥063+ ए४७॥०००2४*०४॥। (४४५ 
और उस लड़ाई में अल्लाह (तआला) ख़ुद ही | (20)॥:£ 
ईमानवालों को काफ्री हो गया | अल्लाह का 
(तआला) बड़ा ताक्रतवर और ग़ालिब है | 

२६. और जिन अहले किताब ने उन के साथ 
सांठ-गांठ कर ली थी उन्हें (भी) अल्लाह 
तआला ने क़िलों से निकाल दिया और उन के 
दिलों में (भी) डर डाल दिया कि तुम उन के 
एक गुट को क्रत्ल कर रहे हो और एक गुट को 
बंदी बना रहे हो | 


१९ ००) ३» 





न्न्क़ की 


* है, है कर 4६527 ८४229.) न 
55५७ ७ |» ४.७ 2७) ८४:2४.॥ ०१ 
हर] #ह #६अन्ट पा हट 4 ६ #<*+ 
५९ ०6-24 4.०७ (५४० (४ ०6० ५.५ 
205:,5296 ८५9४६ 
ल्‍ॉआर कर + क #“#.«» .. । ३६ “ 5४६: # १४ 
५०५०२५ ०९१०० ०73५-20 ०0 ४५०६०. 


न कुकी चााब | (५७५० 5 


७६2॥८७०५४०४५५४३४:०)५:७४५ 


* ही ९ #ह भर छ ३) 30 (६ “# ५६ “/“!/“ 
(०१ ८९० (४९०१ ७०५७० ५१०) (५५ 
(६६ * 3. # 972 #* «८ <:/ 9 + ही 
927 ५०४० ०6:५७ ( ७४ $ ०6:०५ 


रह 


(2 ह (६? न । [० “१22 
26) 50 » (१०-४५ 3 (2९८४ 


यह आयत उन कुछ सहाबा के बारे में नाजिल हुई है, जिन्होंने इस मौके पर अपनी जानों की 
कुर्बानी देने के अजीब और आश्चर्यजनक (ताज्जुब खेज) करतब दिखाये थे और उन्हीं में वे 
सहाबा भी शामिल थे जो बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
(अहद) कर रखी थी कि अगर अब दोबारा कोई मौक़ा आया तो जिहाद में भरपूर हिस्सा लेंगे, 
जैसे नजर बिन अनस वगैरह जो आख़िर में लड़ते हुए ओहद की लड़ाई में च्रहीद हुए, उन के 
शरीर पर तलवार, भाले और तीरों के ८० से ऊपर घाव थे, शहादत के बाद उनकी बहन ने 
उन्हें उनकी ऊँगली के पोर से पहचाना (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज नं* १९३) 
_» का मतलब वादा, मनौती (मन्नत) और मौत किये गये हैं | मतलब यह है कि उन नेक 
लोगों में से कुछ अपना वादा या मन्नत पूरी करते हुए शहीद हो गये | 
यानी मूर्तिपूजक जो कई इलाक़े से जमा होकर आये थे ताकि मुसलमानों का न्‍न्‍ ही ख़त्म 
कर दें | अल्लाह ने उन्हें अपने ग़ज़ब और बुरे इरादे के साथ वापस लौटा दिया न तो दुनियावी 
धन दौलत उन के हाथ लगी और न आख़िरत में बदला या नेकी हासिल करने के हक़दार होंगे, 
किसी भी तरह की नेकी उन्हें हासिल न होगी | 


37 / 38 


कं 


पत्ता 


सूरतुल अहजाब-३३ भाग-र]) | 740 


२७. और उस' ने तुम्हें उनकी भूमि का और | 75४: 5 ; १४257; 
उन के घरों का और धन-सम्पत्ति का मालिक | : ,, . ,. ६ )४८॥ ८६:४६ 
बना दिया' और उस भूमि का भी जिस पर | 7/2५७$७४ ५७ ०५ ०४५*५५८० 





१४.१०... 


299 


जज 
है 


तुम्हारे पग ही नहीं गये, अल्लाह तआला सब 
कुछ कर सकने की क्रदरत रखता है | 


र८. है नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि (,&८:/6 2 5.0५.868 ६ 


अगर तुम्हारी इच्छा दुनियावी ज़िन्दगी और | 
दुनियावी जीनत की है, तो आओ मैं तुम्हें कछ [०># 


छः 
का /+ कक / 5५2४ 


कट नह 6: (६६: ही 
«25८2० ७०७ ६£:)3 ५४५) 


न 





दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ । 50६८ ८८८ 


२९. और अगर तुम्हारी इच्छा अल्लाह और। ६:98 9५2: 5॥ ८:58 688 2: 


9१०० 3 40॥| (७४ (०५० ०) ५ 


उसका रसूल और आख़िरत का घर हैतो (2५८252,.3 220 622 


(यक्रीन करो कि) तुम में से नेकी का काम (20 80्द 


५००४००७१४७८४॥८६ 


करने वालियों के लिए अल्लाह (तआला) ने 
बड़ा अच्छा बदला रख छोड़ा है |! 


न है आओ को ऑिजोर शुप में * मो मे कद ल्‍5/॥5%8 60,466-%४:८ 
बेहयाई करेगी उसे दुगुना अज़ाब दिया जायेगा. |... , ... न 


46८ 6,! “(#.8& ?*<८१%, 2, ६०९ हक १८४ 
अल्लाह तआला के करीब यह बड़ी आसान | ०४३ ०४३ (४४७७ ०००० ७-/ ००००४ 
बात है | (30४... 4९ 


क्च्ज 


ने 


जन 


इस में बनी कुरैज़ा की लड़ाई का बयान है | 


कुछ ने इस से खैबर की जमीन मुराद लिया है, क्योंकि उसके बाद ही ह॒दैबिया सुलह के बाद 
मुसलमानों ने ख़ैबर पर फ्रत्ह हासिल की है, कुछ ने कहा कि मक्का की जमीन है और कुछ ने 
फारस और रोम की जमीन को इसका मतलब बताया है और कुछ ने उन सारी धरती को 
बताया जो मुसलमान क्रयामत तक फ्रत्ह के ज़रिये हासिल करेंगे | (फ्रतहुल क्रदीर) 

फ्रत्ह हासिल होने के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले के मुक्राबिले कुछ सुधर गयी 
थी तो अंसार और मुहाजिरों की महिलाओं को देखकर पाक पत्नियों ने भी अपने घरेल खर्च को 
बढ़ाने की माँग की | च॑कि नबी & सादगी वाले थे, इसीलिए पाक पत्नियों की इस माँग पर 
बहुत दुखी हुए और पत्नियों से अलग रहने लगे, जो एक महीने तक लगातार रहा आख़िर में 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की | इसके बाद आप ने सब से पहले हजरत आयेशा को 
यह आयत सुनाकर उन्हें हक़ दिया फिर भी उन्हें कहा कि ख़ुद फ्रैसले करने के बजाय अपने 
माता-पिता से राय के बाद ही कोई फ्रैसला लेना | हजरत आयेश्ञा ने कहा कि यह कैसे हो 
सकता है कि मैं आप के बारे में मश्विरा करूँ, बल्कि मैंने अललाह:और रसूल » को छोड़ कर 
दुनियावी सुख-सुविधा को तरजीह नहीं दिया | (सहीह बुख़ारी, तफ्रसीर सूर: अहजाब) 

कुरआन में २.४ को व्याभिचार (बदकारी) के अर्थ (मायना) में इस्तेमाल किया गया है लेकिन 
२»>७ को बुराई के लिए, यहाँ इसका मतलब बुराई और बुरा सुलूक के हैं | 


38 / 38 


